





भगवान महावोर की २५वों निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में 


जेनधर्म की 
हजार शिक्षाएँ 


संपादक 
संपाद < 


श्री मधुकर मुनि 


मुनि श्री हजारीमल स्म्ति-प्रकाशन 


ब्यावर 


मुनि श्री हजारीमल स्मृति-प्रकाशन का पन्द्रहवां सुमन 








पुस्तक : | जनधर्म की हजार शिक्षाएँ 
प्रथम मुद्रण : | मई १६७३, अक्षय तृतीया 

(वि ० सृ० २०३० ) 

मुद्रक : | संजय साहित्य संगम के लिए 
रामनारायन मेड़तवाल 
श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस 
आगरा---२ 

प्रकाशक : | मुनि श्री हजारीमल स्मृति-प्रकाशन 

पीपलिया बाजार, ब्यावर 


मूल्य: पांच रुपये मात्र (प्लाष्टिक कवर युक्त) 


सकी 


स्‍्व० गरुदेव भ्रद्ध य स्वामी थ्री जोरावरमल जी म० 
एवं 

परम वेराग्यमृति स्व० ग्रुतआता स्वामी श्रो हजारीमल जी स० 
तथा 

शांतमति गुरुश्नाता स्वामीजी भ्रो ब्रजलाल जी म० 
को; 

इन श्रिमति के कृपा-पूर्ण मार्गवशन ने, 

मेरे जीवन को सदा सही पथ पर 

बढ़ने का संबल दिया, 

और 

संगलमय बनाया 


“मुनि मधुकर 
2 ॥धु९ 


(काश कीय 


जैन-धर्म की हजार शिक्षाए” का प्रकाशन करते हुए अतीव 
हर हो रहा है। मुनिश्री हजारीमल स्मृति--प्रकाशन का यह 
प्रकाशन पंद्रहवाँ सुरभित सुमन है । 


यह संकलन अतीव श्रम-पूवंक तैयार किया गया है। इसके 
संकलन में श्रद्धय श्री मधुकर मुनिजी को अनेक आगम व ग्रन्धों 
का अवलोकन करना पड़ा है। 


हमें प्रसन्नता है कि साहित्य व दर्शन के विद्वान श्रीयुत्‌ 
श्रोचंद जी सुराना 'सरस' का सबंतोमुखी सहयोग मुनिश्नीजी को 
मिला है। यही कारण है कि अतीव अल्प समय में यह 
प्रकाशन सुन्दर रूप में जन-जन के कर-कमलों में पहुंच पाया है । 


अपने मनोमुग्धकारी प्रकाशनों के कारण 'मुनिश्री हुजारीमल 
स्मृति प्रकाशन' ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है। तथा पाठकों 
का स्नेह व आक्ंण भी प्राप्त किया है। हमारे अन्य प्रकाशनों 
की तरह यह प्रकाशन भी जनता को अधिक रुचिकर होगा--- 
ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है । 


जिन अर्थ-सहयोगियों ने इस प्रकाशन में अर्थ-सहयोग दिया 
है, उनका भी हम आभार मानते हैं। समय समय पर अर्थ- 


( ६ ) 


सहयोगियों का अर्थ-सहयोग संस्था को मिलता रहेगा---इसी 
आशा के साथ विराम । 


पुनश्ख--हमारे स्नेहपूर्ण आग्रह को मान्य कर जीवन साहित्य 

के संपादक एवं प्रमुख गांधीवादी विचारक-लेखक श्री यशपाल 

जी जैन ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। हम उनके इस 
सहयोग के लिए आभारी है। 

>>विनम्र 

सुगनचन्द कोठारो 

संत्रो 

मुनिश्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन 

ब्यावर 


अपनी बात | 


कुछ वर्ष पू्षे एक समाचार पढ़ा था कि फारस के शाह ने 
अमीर अफगानिस्तान को 'कुरान-शरीफ' की एक प्रति भेंट की 
है जिसका मूल्य है ३ हजार पौण्ड । वह सोने के पत्रों में लिखी 
हुई है, उसमें ३९८ रत्न जवाहरात जड़े हुए हैं--अर्थात्‌ १६८ 
मोती, १३२ लाले और १०६८ हीरें। वह संसार की सबसे 
मूल्यवान (कीमती) पुस्तक कही जाती है । 


मेरे मन में आया-- भौतिकवादी युग में अब मनुष्य धर्म 
और ज्ञान को भी भौतिक-समृद्धि से जीतने का प्रयत्न करने लग 
गया है। महापुरुषों के उपदेश को भी वह हीरों पन्नों से तोल 
रहा है और जिसमें ज्यादा हीरे लगें, उस पुस्तक को, साहित्य को 
संसार कीमती कहने लगा है । 


साहित्य का, उपदेशवचन का, हित-शिक्षा का मुल्य हीरों 
से तोलना सचमुच में एक मू्खता है। एक खतरनाक प्रयत्न है। 
भौतिक वस्तु का कुछ मूल्य होता है, कितु महापुरुष के सतृवचन 
तो अमूल्य होते हैं । एक ही वचन जीवन का, संपूर्ण मानवता का, 
समस्त विश्व का कल्याण कर सकता है। अणु को महाद्‌ बना 
सकता है, पतित को पावन कर सकता है, और क्या एक ही 
शिक्षा पर आचरण कर इन्सान भगवान बन सकता है, क्‍या विश्व 
के महामूल्यवान किसी भी हीरे-पन्च में है यह क्षमता ! 


( ८5 ) 


इस भूमिका के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि महापुरुषों 
के, प्रबुद्ध चितकों और अनुभवी तस्‍्वबवेत्ताओं के हजारों-हजार 
बचन, उपदेश, अनुभव और हित-शिक्षाएं हमारे बाडः मय के पन्नों 
पर बिखरे पड़े हैं। उन छोटे-छोटे बचनों में सृष्टि की अनन्त- 
ज्ञान राशि इस प्रकार छिपी पड़ी है जिस प्रकार छोटे-छोटे सुमनों 
में प्रकृति का सौरभमय वेभव छिपा रहता है। अपेक्षा यही है कि 
उस अमूल्य वाडः मय-कोष के द्वार उद्घाटित करें, और विवेक- 
चक्षु खोलकर उनका अनुशीलन-चितन करें । हो सकता है किसी 
एक ही वचन-मणि से जीवन की, जन्म-जन्म की दरिद्रता दूर हो 
जाय, ओर सत्य का अनन्त प्रकाश हृदय में जगमगा उठे । 

बचपन से ही मुझे प्राचीन साहित्य के अवलोकन-अनुशीलन 
की रुचि रही है, और साथ ही संग्रह-रुचि थी । जो भी शिक्षात्मक 
वचन कहीं मिला उसे लिखने की, रट लेने की आदत थी । कुछवर्ष 
पूर्व भगवान महाबीर के बचनों के इस प्रकार के मेरे चार संकलन 
प्रकाशित भी हुए थे - सन्‍्मतिवाणो, स्वस्थ अध्ययन, धर्मंपथ 
और जागरण ! उस प्रकाशन के पश्चात्‌ जैन जगत मे सृक्ति- 
साहित्य के प्रकाशन की एक स्वस्थ परम्परा चल पड़ी, कई शुभ 
प्रयत्न हुए, जिनमें सर्वोत्तम प्रयत्न कविरत्न उपाध्याय श्री अमर 
चन्द जी महाराज द्वारा संपादित 'सक्ति त्रियेणी कहा जा सकता 
है। सृक्ति त्रिवेणी में जेन आगम साहित्य से आगे बढ़ने का 
प्रयत्न हुआ है भाष्य, नियुक्ति चूणि तथा दिगम्बर जैन साहित्य 
का भी आलोड़न हुआ है। बौद्ध एवं वेदिक वाडः मय की सूक्तियां 
भी प्रचुर मात्रा के संकलित की गई हैं। बसा प्रयत्त शायद 
अपने ढंग का पहला हो था। 


मेरे मन में कल्पना थी-जैन वाडः मय, जिसके प्राकृत, अपभ्र श 
साहित्य का आलोड़न तो किया गया है लेकिन संस्कृत वाड: मय 
की सूक्तियाँ विशेष प्राप्त नहीं होती, जबकि वह भी प्रचुर उपदेश 


| $ ९ 


बचनों से समृद्ध है। इस दिशा में मैंने एक चरण आगे बढ़ाब्र 
है - आगमों से लेकर अधुनाकाल तक के, इस ढाई हजार वर्ष के 
प्राकृत-अपभ्र श एवं संस्क्ृत वाडः मय में बिखरे हुए उपदेश प्रधान 
शिक्षा वचनों का एक संकलन--जैनधर्म को हजार शिक्षाए 
के रूप में ! संकलन करते समय लगभग १५०० यूक्तियाँ संकलित 
हो गई थी, लेकिन चूकि मैंने हजार शिक्षाएं ही इसमे संकलित 
करने का निश्चय किया, अत: उनमें मे पुनः छटनी की और जो- 
जो वचन, शिक्षाएं मुझ अधिक हृदयस्पर्शी व विचार-पमृद्ध लगे 
उन्हें प्राथमिकता दी । शिक्षाओं का सकलन इतना कठिन नहीं 
था जितना कठिन लगा--उनका विषयानुक्रम से वर्गोकरण । 
एक ही पद्य अनेक_विषयों से सम्बद्ध दीखता है, असमंजस खड़ा 
होता है उसे इस विषय में रखे या उस विषय में । पढ़ते समय 
आलोचको को भी शायद ऐसा विकल्‍प उठ कि यह अमुक विषय 
में जाना चाहिए, पर उसका भाव पूर्व प्रकरण के किसी अन्य 
विषय को स्पष्ट करता है--ऐसी स्थिति में शिक्षाओं का 
विषयान्तर कर पाना बड़ा कठिन होता है । पूर्ण सावधानी बरतते 
हुए भी संभवत. एक-आध सूक्ति कही दुबारा भी आगई हो और 
वह ध्यान में न आ सकी हो । प्राय: सूक्तियों में ग्र थों का स्थल 
निर्देश भी करने का प्रयत्न किया है कुछ सुभाषित ग्रथ से नहीं, 
ग्र थकर्ता के नाम से ही प्रसिद्ध है, ग्रथ का कुछ संदर्भ मेरे ध्यान 
में नहीं आया--उन्हें ग्र थ्कार आचार्य के नाम से ही उद्धृत कर 
दिया गया है। ग्रथ व ग्रथकारों के विषय में कुछ ऐतिहासिक 
जानकारी परिशिष्ट में दे दी है। 


इस संकलन में विशेष ध्यान रखा गया है कि पाठक को 
जन सुभाषितों से परिचय कराने की बजाय जैन धर्म की शिक्षाओं 
से अनुप्रीणित किया जाय । जीवन की बहुबिध परिस्थितियों को 
स्पशे करनेवाली और कुछ स्पष्ट मार्गदर्शन करनेवाली शिक्षाओं 


 ( १० ) 


को अधिक महत्व देने का संकल्प रहा है। और इसलिए इस ग्रथ 
को केवल सुभाषित-संग्रह बनाने की अपेक्षा जैन धर्म की शिक्षाओं 
का संग्रह बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया है, आशा है इससे न 
केवल जैन, अपितु धर्म एबं सदाचार में आस्था रखनेवाले प्रत्येक 
पाठक को लाभ मिलेगा। और मैं तो विश्वासपूर्वक कह 
सकता हूं कि यदि एक शिक्षा भी सच्चे रूप से आपके जीवन में 
उतर गई तो आपके लिए अमीर की उस हीरों जड़ी 'कुरान' से 
भी यह पुस्तक, पुस्तक का वह एक पृष्ठ, उस पृष्ठ की सिर्फ एक 
पंक्ति अधिक कीमती, अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । 

मेरी साहित्य-साधना में उपप्रवर्तक पूज्य स्वामीजी श्रीक्रजलाल 
जी महाराज के आशीर्वाद का सहयोग तो निरंतर मेरे साथ 
चलता ही रहता है। उनके स्नेहमय आशीर्वाद से ही यह प्रयत्न 
सफल हुआ है। साथ ही--इस महत्वपूर्ण संकलन की भूमिका 
लिखी है गाँधीसाहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक-चितक एवं मनीषी 
श्रीयशपालजी जन ने । मैं उनके सद्भाव, स्नेह एवं सहकार 
का स्वागत करता हूं । 


इस संकलन में स्नेही श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस' का हादिक 
सहयोग भी पूर्ण हृदय से मिला है, उनके श्रद्धा-पूर्ण सहकार को 
मैं भुला नहीं सकता। कि बहुना सहकार-सहथोग की भावना 
बढ़ती रहे और वाडःमय का नवनीत पाठकों के हाथों में सतत 
पहुंचकर उन्हें लाभान्वित करता रहेगा, इसी विश्वास के साथ*“' 


आनन्दनगर (कुशालपुर) “मुनि मधुकर 


२-४-७३ 


४ 
भमिका जैक 
(0 
कहा जाता है कि इस धरा पर मानव-जीवन दुलंभ है। यह भी 
कहा जाता है कि संसार के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी 'मनुष्य' 
है । वस्तुतः यह मान्यता इसलिए है कि मनुष्य मे विवेक होता है, वह 
भले-बुरे के बीच भेद कर सकता है और सन्मार्ग पर चलने की क्षमता 
रखता है। अपने इस गुण के कारण ही वह अन्य जीवधारियों की तुलना 
में ऊंचे स्थान का अधिकारी माना गया है। 
लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्तियों की संख्या नगण्य है--जिनका, 
विवेक सतत जागरूक रहता हो और जो आत्म-कल्याणकारी एवं लोक- 
हितकारी मार्ग का निरन्तर अनुसरण करते हों। सत्य बात यह है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर में सद और असद्‌ दो प्रकार की वृत्तियां होती 
हैं। यह वृत्तियां आपस में बराबर संघर्ष करती रहती हैं। उस संघष्ष में 
जिस वृत्ति की विजय होती है, उसी के संकेत पर मनुष्य चलता है। 
महात्मा गांधी ने इस आन्तरिक संघर्ष को कौरवों और पाण्डवों के बीच 
हुए महाभारत की संज्ञा दी थी । यह युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ; न 
जब तक मनुष्य का अस्तित्व है समाप्त होगा । 





[ १३ | 


कहने की आवश्यकता नहीं कि मानव की सदवृत्तियां उसे ऊंचाई 
की ओर ले जाती हैं, असद्वृत्तियां उसे नीचे गिराती हैं। इतना जानते 
हुए भी, अधिकांश व्यक्ति अपने भीतर बंठे शंतान की बात सुनते हैं 
और देववाणी की उपेक्षा कर जाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य 
विवेक होते हुए भी सुख के वास्तविक रूप को पहचान नहीं पाता और 
शैतान के भुलावे में आकर सारतत्त्व को छोड़, छाया के पीछे पड़ जाता 
है । इसके अतिरिक्त देव द्वारा निदिप्ट मार्ग गौरी-शकर की चोटी पर 
चढ़ने के समान कठिन होता है। इने-गिने व्यक्ति ही उस पर चलने का 
साहस जुटा पाते हैं। जन-सामान्य की भाषा में हम कह सकते है कि 
मनुष्य प्रायः साप्तारिक प्रलोभनों में फल जाता है। उसके विवेक पर 
अविवेक का और उसके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। जीवन 
भर वह इसी दूषित चक्र में पडा रहता है। धर्म ग्रन्थों में इसी को माया, 
अज्ञान व मोह कहा गया है, जिसमें ससार के अधिकतर प्राणी लिप्त 
रहते हैं । 
इसमें कोई संदेह नहों कि हर आदमी सुख चाहता है, चेन की 
जिन्दगी बिताने का अभिलाषी रहता है। लेकिन विडम्बना यह है कि 
वह बबूल का पेड़ लगाकर आम खाने की इच्छा करता है। वह यह 
भूल जाता है कि बवूल के पेड़ पर आम नहीं लग सकते । किसी भो 
उच्च ध्येय की पूर्ति के लिए उसकी ओर निष्ठा तथा हढ़ता के साथ 
चलना आवश्यक होता है। 


मानव की दुर्बलता को ध्यान में रखकर हमारे महापुरुषों, साधु- 
संतों तथा चिन्तकों ने बिपुल साहित्य की रचना करके बताया है कि 
मनुष्य के जीवन का उहं श्य क्या है और उसकी सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती है ? हमारे धमंग्रन्य ऐसी लोकोपयोगी सामग्री से भरे पडे हैं । 
संसार का शायद ही कोई धर्म ऐसा हो, जिसने मानव को उ«वंगामी 
बनने की प्रेरणा न दी हो । 


£ हैं | 


अन्य धर्मों की भांति इस हूँष्टि से जैनधर्भ भी अत्थन्त सम्पन्न है । 
प्राचीनकाल' से लेकर अब तक जैनाचार्यों ने ऐसा बहुत-सा साहित्य रची 
है, जो न केवल मानव-जीवन के मर्म को उद्घाटित करता है अपितु 
उस पर चलने को उत्प्रेरित भी करता है ॥ 

मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैनश्परेताम्बर स्थानकवासी' 
परम्परा के विद्वान्‌ संत श्री 'मधुकर' मुनि [मुनि श्री मिश्रीमलजी | ने 
भ्रनेक जन ग्रन्थों का अध्ययन-अनुशीलन करके प्रस्तुत पुस्तक का संकलन 
किया है। लेखक हिन्दी, संस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रण आदि भाषाओं के 
विद्वान है, और उनका अध्ययन काफी व्यापक है यह तो प्रस्तुत संकलन 
से ही स्पष्ट हो जाता है। वे कई ग्रन्थों के प्रणेता हैं। 'साधना के सूत्र", 
'अन्तर की ओर' [भाग १-२] आदि के अतिरिक्त जैन बथामाला के 
अन्तगंत उनके छह भाग प्रकाशित हो चुके हैं। और करीब २० भाग 
प्रकाशनाधीन हैं । वह कुशल वक्ता भी हैं। उन्होंने---भगवान महावीर, 
आचाय॑ भद्बबाहु, आचायें कुन्दकुन्द, आचार्य जिनसेन, आचाय॑े हरिभद्र, 
उमास्वाति, सिद्धसेन, स्वामीकार्तिकेय, क्षमाश्रमणजिन भद्गगणी, संघदास- 
गणी, आचार्य हेमचन्द्र, आचाये सोमदेव प्रभति महापुरुषों के चुने 
हुए वचन इस पुस्तक में संग्रहित किए है। जीवन की उत्कृष्टता के 
लिए जो भी विषय आवश्यक है, उसका समावेश उन्होंने इसमें किया 
है । जीवन के ऊध्व॑ंमुखी चितन एवं उत्थान की प्रेरणा इन सुभाषितों 
में झलक रही है । 

पुस्तक की विशेषता यह है कि लेखक की हृष्टि व्यापक रही है 
और उन्होंने दिगम्बर, श्वेताम्बर, तेरापंथी, स्थानकवासी आदि किसी 
भी आम्नाय के साहित्य को छोड़ा नहीं है। लगभग सी ग्रन्थों मे से एक 
हजार शिक्षाएँ छांटकर निकालना गागर में खागर भरने के समान है 
और इस कार्य को मुनिवर ने बड़ी सुन्दरता ब देक्षता से सम्पन्न किया 
है। सुभाषितों के चुनाव के विषय में मतभेद हो सकता है, लेकित 
इसमें संदेह नहीं कि संकलनकर्ता का ध्येय ऊंचा और विशाल रहा है । 


[ ९४ ] 


पूरी सामग्री को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम 
झण्ड मे उन्होंने नीति-सम्बन्धी वचन दिए है, दूसरे दख्वण्ड मे अध्यात्म- 
विषयक ! इन दोतों भागों मे उन्होने ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित की है, 
जिसमें अवगाहन करके बड़ी शीतलता तथा धन्यता अनुभव होती है । 
कुछ बचनामृत देखिए--- 


विणएण णरो, गंधेण चंदणं सोमयाइ रयणिरो। 
महुररसेण अमयं, जणपियत्तं लहइ शुवणे॥ 
जैसे सुगन्‍्ध के कारण चंदन, सोम्यता के कारण चन्द्रमा ओर 
मधुरता के कारण अमृत जगत्प्रिय हैं, ऐसे ही विनय के कारण 
मनुष्य लोगों में प्रिय बन जाता है । 


(पृष्ठ १२।२१) 
तुमंसि नाम त॑ चेव ज॑ हंंतव्वं॑ं ति मन्‍नसि । 
तुमंसि नाम तं चेव ज॑ अज्जावेयव्व॑ ति मन्‍्नसि । 
तुमंसि नाम तं चेव ज॑ परियावेयव्वं ति मनन्‍नसि । 
जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है । 
जिसे तू शासित करना चाहता है, वह तू ही है। 
जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तू ही है । 
[स्वरूपहष्टि से सब चैतन्य एक समान है--यह अद्व तभावना 
ही अहिसा का मूलाधार है।] 
| (पृष्ठ ३३११) 
सच्च लोगरम्मि सारभूयं, गम्भी रतरं महाससुद॒दाओ | 
'संसार में सत्य' ही सारभूत है । 
सत्य महासमुद्र से भी अधिक गंभीर है | 
ह बा (पृष्ठ ४५१२) 


[ १५ | 


असत्यमप्रत्ययमूलका रणम्‌ । 
असत्य अविश्वास का मूल कारण है। अतः विश्वास चाहनेवाले को 
असत्य का त्याग करना चाहिए । 
(पृष्ठ ४७-२४) 
ण भाइयब्वं, भीतं खु भया अइ ति लहुय॑ । 
भय से डरना नहीं चाहिए। भयभीत मनुष्य के पास भय भीक्र 
आते हैं । 
(पृष्ठ ५६२) 
कोहो पीईं पणासेइ, माणो विणयनासणो । 
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्ब विणासणो । 


क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का, माया मैत्री का 
ओर लोभ सभी सदगुणों का विनाश कर डालता है । 


(पृष्ठ ६०१०) 
माणविजए ण॑ मद्॒दवं जणयई । 
अभिमान को जीत लेने से मृदुता (नम्नता) जागृत होती है । 

(पृष्ठ ६४५) 
सयणस्स जणस्स पिओ, णरो अमाणी सदा हवदि लोए । 
णाणं जसं च अत्थं, लभदि सकज्ज॑ च साहेदि । 
निरभिमानी मनुष्य जन और स्वजन--सभी को सदा प्रिय 


लगता है। वह ज्ञान, यश और सम्पत्ति प्राप्त करता है तथा 
अपना प्रत्येक कार्य सिद्ध कर सकता है । 


(पृष्ठ ६५१६) 


सबक्‍का वण्ही णिवारेतु, वारिणा जलितो बहि। 
सव्योदही जलेणावि, मोहंस्गी दुण्णिवारओ ।। 


[ १६ ] 


बाहर से जलती हुईं ' अग्नि को थोड़े से जल से शान्‍्त किया जा 
सकता है। किन्तु मोह अर्थात्‌ तृष्णारूपी अग्नि को समस्त समुद्रों 
के जल से भी शानन्‍्त नही किया जा सकता है। 


(पृष्ठ ७२।१२) 
समाहिकारए ण॑ तमेव समाहि पडिलब्भई । 
जो दूसरो के सुत्ष एबं कल्याण का प्रयत्न करता है वह स्वयं भी 
सुख एबं कल्याण को प्राप्त होता है । 
(पृष्ठ ५५।६) 
जह कोति अमयरुक्खो विसकटगवल्लिवेढितो संतो । 
ण चइज्जइ अल्लीतु, एवं सो खिसमाणों उ ॥ 
जिस प्रकार जहरीले काँटोवाली लता से वेष्टित होने पर 
अमृत-वृक्ष का भी कोई आश्रय नही लेता, उसी प्रकार दूसरों 
को तिरस्कार करने और दुर्वंचन कहनेवाले विद्वाद्‌ को भी कोई 
नही पूछता । 


(पृष्ठ ६७।५ ) 
किच्चा परस्स णिदं, जो अप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज । 
सो इच्छदि आरोग्गं, परम्मि कड़ओसहे पीए ॥| 
जो दूसरों की निन्दा करके अपने को गुणवान प्रस्थापित करना 
चाहता है बह व्यक्ति दूसरों को कडबी औषधि पिलाकर स्वय 
रोगरहित होने को इच्छा करता है + 
(पृष्ठ ६४॥३४) 
नो तुच्छुए नो य विकत्थंइज्जा । 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह वाणी से न किसी को तुख्छ 
बताए और न झूठी प्रशंसा करे । 


(पृष्ठ ११४॥३) 


[ १७ | 


न कया वि मर्णण पावएणं पावगं किसलि वि झायब्यं । 
बईए पाथधियाए पावर न किचि वि भासियव्व ॥ 


मन से कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए । 
वचन से कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए । 
(पृष्ठ १२६।७) 
सद्धा खमं णे विणइभअत्तु रागं॑ । 
धर्म-श्रद्धा हमें राग (आसक्ति) से मुक्त कर सकती है। 
(पृष्ठ १५१४७) 
वर में अप्पा दंतो, संजमेण तवेण य । 
माहें परेंहि दम्मंतो बंधर्णोह वहेहि य !। 
दूसरे वध और बंधन आदि से दमन करें, इससे तो अच्छा है 
कि मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा अपना (इच्छाओं का) 
दमन कर लू । 
(पृष्ठ १६६।७) 


कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ । 
कामासक्त व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है। अर्थात्‌ काम-रोग की 
कोई चिकित्सा नहीं है । 
(पृष्ठ १८४। १८) 

खीरे दूर्सि जधा पप्प, विणासमुवगच्छति । 

एवं रागो व दोसो य, बंभचेर विणासणो ॥। 
जरा-सी खटाई भी जिस प्रकार दूध को नष्ट कर देती है, उसी 
प्रकार राग-दू ष का संकल्प संयम को नष्ट कर देता है। 


( पृष्ठ १९८।१२) 


[ १५ ] 


इस प्रकार इन सुभाषितों में ब्रद्म ही स्पष्ट और सुन्दर जीवन-दर्शन 
झलक रहा है जो मानव को पद-पद पर कर्तव्य एवं सदाचार की प्रेरणा 
देता हुआ जीवन को विकास की ओर मोढड़ता है। 

“इस लोकोपयोगी संग्रह के लिए मैं विद्वाद्‌ संकलनकर्त्ता एवं 
संपादक मुनिजी को हादिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि 
प्रत्येक आत्मार्थी, जीवन-शोधक इस पुस्तक को पढ़ेगा और इन शिक्षाओ 
से लाभान्वित होगा । 


७/८ दरियामंज 
दिल्ली 
२६ अप्रैल १९७३ -यशपाल जैन 


श्ि डी €&छ इ#&#? ब#छट ७ (७ _>) “७ ञ 


>च 
७छ 


ल्‍च्छे >च्छछ ० ० चछ ढक. ८. ०“ 
एढ #छ0 >ट ० ० 0) >> ७ 


3ल्रुक़रम॒णिका 


नीति-दर्शेन 


विषय 


उत्तम मगल 
देव-गुरु 

गुरु आज्ञा 
पूजा-भक्ति 
विनय-अनुशासन 
विद्यार्जन का मार्ग 
मानव-जीवन 
धर्म 

अहिसा 

सत्य 

अचोये 

ब्रह्मचये 
अपरिग्रह 
अभयत्रत 

कषाय 

क्रोध 

अधिमान 


सृक्तिसंख्या 


१४ 


२५ 
श्८ 


४३ 
६५ 
जा 
१० 
श्८ 
श्द 
११ 
१५ 
१२ 
११ 


१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
श्र 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
श्८ 
२६ 
३० 
३१ 
श्र 
३३ 
३४ 
३५ 


न ध् 0० ० 


( २० ) 


विषय 


माया 

लोभ 

संतोष 
स्वाध्याय 
सदगुण अपनाओ ! 
तितिक्षा 
मनोबल 
सेवाधर्म 

सत्संग 
सदाचार 
सद्व्यवहार 
आहार-विवेक 
श्रमणधर्म 
श्रावकधर्म 
वाणी-विवेक 
सरलता 
उदबोधन 
विविध शिक्षाएँ 


अध्यात्म-दशेन 





आत्म-दर्शन 
आत्म-स्वरूप 
मोक्षमार्ग 

सम्यगृदर्शन 


सृक्तिसंख्या 


३५ 
२४ 
१२ 
श्८ 
११ 
रै२ 


१५ 


३५ 
२४ 
२२ 


६७ 
७० 
(१.५ 
७५ 
७७ 
७६ 
प्र 
ध्ढ 
प्द 
प्ष 
६६ 
१०० 
१०३ 
१०७ 
११४ 
१२० 
१५९ 
१२८ 


१३१ 
१३३ 
१४० 
१४४ 


(2 ही. 6 # #>< ञरु 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
श्प 
१६ 
२० 
२१ 
र्२ 
२३३ 
+:६. 
२५ 


[ २१ ) 
विषय 


श्रद्धा 
ज्ञान और ज्ञानी 
अज्ञान 

समभाव 

सयम 
आत्मविजय 
मनोनिग्रह 
अप्रमाद 
अनासक्ति 
काम-विषय 
तपोमार्ग 
ध्यान-साधना 
कमं-अकर्म 
राग-हू ष 
पुण्य-पाप 

मोह 
वेराग्य-सम्बोधन 
वीतरागता 
तत्वद्शेन 
सार्थक परिभाषाएँ 
गच्छक 


परिशिष्ट : ग्रंथ व ग्रंथकार परिचय 


सूक्तिसंह्या पृष्ड 
-- २४५० 
१५२ 

२२ १४५४ 
२३ १५६ 
१६ १६४ 
१२ १६८ 
४ १७१ 
१७ १७२रे 
१६ १७७ 
२५ १८१ 
१७ १८६ 
ष् २१६० 
२१ १६२ 
१२ १६६ 
१६ १६६९ 
१३ २०३ 
रर २०६ 
श्८ २११ 
३० २१६ 
५, २२३ 
१२ २२५ 
२३२ 


विषय 


अचौरयें 
अनासक्ति 
अपरिय्रह 
अप्रमाद 
अभयद्रत 
अभिमान 
अहिसा 
अज्ञान 
आत्म-दर्शन 
आत्मविजय 
आत्म-स्वरूप 
आहार-विवेक 
उत्तम-मंगल 
उदबोधन 
कमं-अकर्म 
कषाय 
काम-विषय 
ऋ्रोध 


गुज्छक 
गुरु-आज्ञा 


अकरादिविषयानुक्रम 


सक्तियां 


१० 
१६ 
श्८ 
१७ 
११ 
११ 
६५ 
१ 

घर 
१२ 
३५ 
१२ 

७ 
३० 
२१ 
१५ 
२५ 
१२ 
१२ 

७ 


पृष्ठ 
है 
१७७ 
४२ 
१७३ 
२९ 
६४ 
३० 
१५४ 
१३९१ 
१६८ 
१३३ 


१०० 


१२२ 
१९२ 


१८१ 
धर 
२२५ 


विषय 


तत्त्वदर्शन 
तपोमार्ग 
तितिक्षा 
देव-गुरु 
ध्यान-साधना 
धर्म 

पुण्य-पाप 
पूजा-भक्ति 
ब्रह्मचर्य 
मनोनिग्रह 
मनोबल 
मानव-जीवन 
माया 

मोह 

मोक्षमार्ग 
राग-द्व ष 

लोभ 
वाणी-विवेक 
विद्यार्जन का मागे 
विनय-अनुशासन 
विविधशिक्षाएं 
बीतरागता 
बेराग्य-संबोधन 
श्रद्धा 

श्रमणधर्म 
श्रावकध मे 


[२९ |] 


३० 
१७ 
१२ 
१४ 


रे 
१६ 


श्ष 


१३ 
१३ 
२४ 
१२ 
१९ 
३२ 
श्प 
२५ 
१५ 
श्ष 
२२ 


श्षर 
११ 


हम 


२१६ 
१८६ 


२०३ 
१४० 


१६६ 


११४ 
१४ 


श्र८ 
२११ 
२०६ 
१५० 
१०३ 
१०७ 


(२४ ) 





विषय सूक्तियां पृष्ठ 
सत्संग ; ७ घर 
सत्य २४ डढ॑ 
संतोष ५ ७४ 
सदगुण अपनाओ ! ८ ७७ 
सद्व्यवहार २४ ९६ 
सदाचार ३५ ष्८ 
सम्यग-दर्शन रर १४५ 
समभाव ु २३ १५६ 
संयम १६ १६४ 
सरलता ७ १२० 
सार्थक परिभाषाएँ ५ २२३ 
स्वाध्याय ष ७५ 
सेवाधर्म ष पड 
ज्ञान और ज्ञानी ९ १५२ 
कुल विषय ६० कल सूक्तियां १००८ 


जेनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


[ दो खण्डों में, साठ विषयों पर 
एक हुजआर आठ (१००८) शिक्षाएँ ] 





प्रयोधाय विवेकाय हिताय प्रशभाय थल। 
सम्यक तस्त्वोपदेशाय सतां सूक्षितः प्रवतंते । 
--आचार्य शुभचन्द्र--शानाणंव पृष्ठ ६ 
मोह निद्रा से जगाने के लिए, विवेक को बढ़ाने के लिए, तत्त्व के 
उपदेश के लिए, लोगों के हित के लिए और विकारों की शांति के 
लिए---ही संतों की सूक्ति रूप शिक्षा का प्रवतेन होता है | 


क्ण्ड 


नीति-दर्शेन 





शिक्षाएँ : ५६१ 


१, 


उत्तम मगल 
णमो भ्ररिहंताणं, 
णमो सिद्धाणं, 
णमो आयरियाणं, 
णमो उदबज्ज्ञायाण, 
णमो लोए सब्बसाहूृर्ण । 
--भगषती धृत्र ११ 


अरिहन्तों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को 
तमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, सर्वसाधुओं को नमस्कार । 


एसो पंच णमोक्कारो, सब्वपावष्पणासणो । 
मंगलाणं चर सब्वेसि पढमं हवइ मंगल ॥। 
--आवश्यकमलयमिरिं खच्ह-२ अ० १ 
इन पाँचों पदों को किया हुआ यहू नमस्कार सभी पापों का ताश 
करनेवाला है। संसार के सभी मंगलों में यह प्रथम (मुख्य) 


मंगल है । 
चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, 
साहू मंगल केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगल । 
“-जअषश्यक सुत्र अ० हैं 


मंगल चार हैं--अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवल-अप्रूपित 
धर्म । 


श्र 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


स्वंसुखमूलबीजं, सर्वा्थविनिश्चयप्रकाशकरम्‌ । 
सर्वगुण - सिद्धिसाधन-धनमहँच्छाशनं_ जयति ॥। 
-अशमरति प्रकरण २१३ 


जो समस्त सुखों का मूलबीज, समस्त पदार्थों का विनिश्चया- 
त्मक प्रकाश करनेवाला एवं जो समस्त गुणों की सिद्धि के 
साधन रूप धन से युक्त है, वह जेनशासन विजयी हो रहा है । 


धम्मोी मंगलमुक्किट्ठझं, अहिसा संजमों तवो । 
देवावि त॑ नमंसंति जस्स धम्मे सया मणों।। 
--दशवेकालिक १३१ 


धर्म सब से उत्कृष्ट मंगल है। धर्म ह--अहिसा, संयम और 
तप । जो धर्मात्मा है, जिनके मन में सदा धर्म रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते है । 


धम्मोी उ भावमंगलमेत्तो सिद्धि त्ति काऊणं । 
-वेशवे० नियं क्ति ६० 
धर्म भावमंगल है, इसी से आत्मा को सिद्धि प्राप्त होती है । 


पावाणं जदकरणं, तदेव खलु मंगल परम । 
-बह० भा० ८१४ 


पापकर्म न करना ही वस्तुत: परम मंगल है। 


१, 


देव-गरु 


भवबीजाइकुरजनना, रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य। 
ब्रह्मा वा विष्णर्वा हरो जिनो वा नमस्‍्तस्मे । 
--बीत रागस्तोतन्न-प्रकरण-२१।४४ 
भव अर्थात्‌ जन्म-मरण के बीज को उत्पन्न करनेवाले राग--- 
द्ष आदि जिसके नष्ट हो गये हैं, वह नाम से चाहे ब्रह्मा हो, 
विष्णु हो, शिव हो या जिन हो, उसे नमस्कार है । 


महाव्रतधथरा धीरा, भेक्षमात्रोपजीविनः । 
सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवों मताः॥ 
--योगशास्त्र २।८ 
महाब्रतधारी, धैर्यवान, शुद्ध भिक्षा से जीनेवाले, संयम में 
स्थिर रहनेवाले एवं धर्म का उपदेश देनेवाले महात्मा गुरु 
माने गये हैं । 
कम्माणनिज्जर॒ट्ठाए, एवं खु गणे भवे धरेयव्बों । 
--अ्यवहारभाष्य ३।४५ 


कर्मों की निर्जरा के लिए ही आचार्य को संघ का नेतृत्व 
संभालना चाहिए । 
स कि गुरु: पिता सुहृद्ा योव्भ्यसूयया<र्भ बहुदोष॑, 
बहुष वा प्रकाशयति न शिक्षयति च॥ 


“--नीतिवाक्यामत १११४३ 


१०. 


|! जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


वे गुरु, पिता व मित्र निनदनीय या शत्र्‌ सहश हैं--जो ईर्ष्यावश 
अपने बहुदोषी शिष्य, पुत्र व मित्र के दोष दूसरों के समक्ष प्रकट 
करते हैं और उसे नैतिक शिक्षण नहीं देते । 


आचाय॑स्येव तज्जाडू॒यं, यच्छिष्योनावबुध्यते । 
गाबो गोपालकेनव, कुतीर्थे नावतारिताः॥ 
--अन्ययोगब्यवच्छेद द्ात्रेशिका ५ 
यदि शिष्य को ज्ञान नहीं होता तो वह आचार्य--गुरु की ही 
जड़ता है; क्‍योंकि गायों को कुघाट में उतारनेवाला वस्तुतः 
गोपाल ही है। 


रागद्योस-विमुक्को सीयधरसमों य आयरिओ । 
--निशौधभाष्य २७६४ 
राग-दहं ष के विकल्प से मुक्त आचार्य शिष्यों के लिए शीतगृह 
(सब ऋतुओं में सुखदायी) के समान है । 
अणाबाहसुहाभिकंखी, गुरुप्पसायाभिमुुहो रमिण्जा । 
--देशवंकालिक €। ११० 
अनाबाध--मुक्तिसुखाभिलाषी शिष्य को गुरु की प्रसन्नता के 
लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये । 
पितरमिव गुरुमुपचरेत । 
--नीतिवाक्या० १११२४ 
शिष्य गुरु के साथ पिता के समान व्यवहार करे । 
जं देइ दिकक्‍्वसिक्खा, कम्मक्वयकारण सुद्धा । 
--बोधपाहुड १६ 
आचायें वह है--जो कर्म को क्षय करनेवाली शुद्ध दीक्षा और 
शुद्ध शिक्षा देता है । 


सत्त्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थथेशको गुरुरुच्यते । 
--जुमारपाल प्रबन्ध 


रेय-गुरु श्‌ 


जो एकान्त हितबुद्धि से जीवों को सभी शास्त्रों का सच्चा 
अर्थ समझाता है, वह गुरु है । 
१९... अनन॑ पुट्ठो अन्न जो साहइ, सो गुरु न बहिरोव्व । 
नय सीसो जो अन्न सुणेइ, परिभासए अन्न 
-- विशेषा ० भा० १४४३ 
बहरे के समान--शिष्य पूछे कुछ और बताए, कुछ और---थह 
गुरु, गुरु नहीं है। और वह शिष्य भी शिष्य नहीं है, जो सुने 
कुछ और, कहे कुछ और । 
१२... मसगोव्व तुदं जच्चाइर्एह निच्छुब्भइ कुसीसो वि । 
“--बहू० भा० २५० 
जो कुशिष्य गुरु को, जाति भादि की निंदा द्वारा मण्छर की 
तरह हर समय तंग करता रहता है, वह मच्छर की तरह ही 
भगा दिया जाता है। 
१३, काम परपरितावों असायहेतु जि्ेहि पण्णत्तो । 
आत-परहितकरो पुण, इच्छिज्जदइ दुस्सले स खलु ॥ 
-बह० भा० २ श्ण्ष 
यह ठीक है कि जिनेश्वर देव ने पर-परिताप को दुख का हेतु 
बताया है, किन्तु शिक्षा की दृष्टि से दुष्ट शिष्य को दिया जाने 
वाला परिताप इस कोटि में नहीं है, चूंकि वह तो स्व-पर का 
हितकारी होता है । 


१४. न विना यानपात्रेण तरितु' शक्यतेडणंवः । 
नर्ते गुरूपदेशाच्च सुतरोड्यं भवाणंबः । 
--आदिपुराण ६१७४ 


जैसे जहाज के विना समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, वैसे 
ही गुरु के मार्ग दर्शन के विना ससार-सागर का पार पाना बहुत 
कठिन है । 


३. गुरु-आज्ञा 


१. निहँ सं नाइ वट्ट ब्जा मेहावी । 

-आचारांग ५६ 
विज्ञ-बुद्धामान कभी भी भगवद्आज्ञा व गुरुआज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करे । 

२. आणातवो आणाइसंजमो, तहय दाणमाणाए। 
आणारहिओ धम्मो, पलालपूलव्व पडिहाई ॥ 
---संबोधसत्तरि ३२ 
आज्ञा में तप हैं, आज्ञा में संयम है और आज्ञा में ही दान है । 
आज्ञारहित धर्म को ज्ञानी पुरुष धान्यरहित घास के पूलेवत्‌ 
छोड़ देता है। 
डे- आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभयं ।- 
“आजा ० €॥।३ 
भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण करनेवाले को भय कहां ? 
वह तो अकुतोभय है। 


४. अपरा तीथेकृत्सेवा, तदाज्ञापालनं परम्‌ । 
आज्ञाराद्धा विराद्धा च, शिवाय च भवाय च॥ 
--सम्बोधि ७।५ 


तीर्थंकर की पयुंपासना की अपेक्षा उनकी आज्ञा का पालन 
करना विशिष्ट है। आज्ञा की आराधना करनेवाले मुक्ति को 
प्राप्त होते हैं और उससे विपरीत चलनेवाले संसार में 
भटकते हैं । 

६ 


गुरु-आजा ७ 


८ गुरुवचनमनुल्लंघतीयमन्यत्राधर्मानुचिताचारात्मप्रत्यवायेम्यः। 
--नोतिवाक्यामृत १११९ 
अधर्म, अनुचित आचार( नीतिविरुद्ध प्रवृत्ति)और अपने सत्कत्तेंष्यों 
में विध्न की बातों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों में शिष्य को 
गुरु के वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । 


5 गुर्वाज्ञाकरणं हि स्वंगुणेभ्योर्तिरिच्यते । 
--भिषष्टिशलाका पुरुषचरिशञ्र १।८ 


गुरु-आज्ञा का पालन करना सब गुणों से बढ़कर है । 


भर हितमवगणयेद वा कः सुधीराप्तवाक्यम्‌ । 


--आदिपुराण २।१६१ 
कौन बुद्धिमान है, जो भगवान के हितकारी वचनों की अवज्ञा 
करेगा ! ध 


पूजा-भक्ति 


पूजा च द्रव्यभाव-संकोचस्तत्र कर-- 
शिरः पादादिसन्यासो द्रव्यसंकोचः । 
भावसंकोचस्तु विशुद्धमनसो नियोगः ।। 
- प्रणिषातदण्डक-बडावश्यकटीका 
द्रव्यमभाव का संकोच करना पूजा है। बहाँ हाथ, पैर, सिर, 
आदि को स्थिर करना द्वव्यसंकोच है तथा विशुद्ध मन का 
नियोग होना भावसंकोच है । 
वचोविग्रह-संकोचो द्रव्यपूजा निगययते । 
तत्र मानस-संकोचो, भावपूजा पुरातने: ॥ 
-जमितगति-भआावकाचार 
बचन और शरीर का संकोच करना द्रव्यपूजा है एवं मन का 
संकोच करना भाव पूजा है। 
अहिसा सत्यमस्तेयं, ब्रह्मचयंमसद्भता । 
गुरुभक्तिस्तपोज्ञानं, सत्पुष्पाणि प्रचक्षते ॥ 
---हरिभव्र-टीका ३६ 
अहिसा, सत्य, अचोये, ब्रह्मचयं, निःसंगता, गुरुभक्ति, तप और 
शान--ये पूजा के आठ फूल कहलाते हैं । 
भक्ति: श्रयोज्नुबंधिनी । 
- आदिपुराण ७२७६ 


भक्ति कल्याण करनेवाली है 


१. 


१७४ 


विनय-श्रनुशासन 


आणानिह सकरे, गुरुणमरुववायकारए । 
इगियागारसम्पन्ने, से विणीए त्ति वुच्चई । 

- उसतरा० १३२ 
जो गुरुजनों की आज्ञाओं का यथोचित पालन करता है, उनके 
निकट सम्पर्क में रहता है एवं उनके हर संकेत ब चेष्टा के प्रति 
सजग रहता है--उसे विनीत कहा जाता है । 

रायणिएसु विणयं पउ' जे । 
“देश ० ८।४ रे 


बड़ों (रत्नाधिक) के साथ विनयपूर्ण व्यवहार करो । 


जे आयरिय-उवज्मायाणं, सुस्सूसा वयणं करे। 
तेसि सिक्‍खा पवड्ढंति, जलसित्ता इव पायवा।॥। 
--देशबे० ६।२॥१२ 
जो अपने आचार्य एवं उपाध्यायो की सुश्र्‌ षा-सेबा तथा उनकी 
आज्ञाओं का पालन करता है, उसकी शिक्षाएं (विद्याए ) वैसे ही 
बढ़ती हैं, जैसे कि जल से सीचे जाने पर वक्ष । 
विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स ये । 
--वशबे० ६२२२ 
अविनीत विपत्ति (दु:ख) का भागी होता है और विनीते सम्पत्ति 
(सुख) का । 


१० 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


जो छंदमाराहयई स पुज्जो । 

5 “-दशवे ० ६॥३११ 
जो गुरुजनों की भावनाओं का आदर करता है, वही शिष्य पूज्य 
होता है । 

राइणियस्स भासमाणस्स वा वियागरेमाणस्स वा । 
नो अंतरा भासं॑ भासिज्जा। 

--आचारांग २।३॥३ 
अपने से बड़े गुरुजन जब बोलते हों, विचार-चर्चा करते हों, तो 
उनके बीच में न बोले । 

अणुंसासिओ न कुप्पिज्जा । 
- उत्तरा० १॥६ 
गुरुजनों के अनुशासन से कुपित >> क्षुब्ध नही होना चाहिए। 
हिय॑ त॑ मण्णई पण्णो, वेसं होइ असाहुणो । 

--उक्तरा० १२८ 
प्रशावान शिष्य गुरुजनों की जिन शिक्षाओं को हितकर मानता है, 
दुबुद्धि दुष्ट शिष्य को वे हो शिक्षाएं बुरी लगती है। « 

रमए पंडिए सासं हय॑ भदहद व वाहुए । 

“5 उत्तरा० १।३७ 
विनीत बुद्धिमान शिष्यो को शिक्षा देता हुआ ज्ञानी गुरु उसी 
प्रकार प्रसन्न होता है, जिस प्रकार भद्र अश्व (अच्छे घोड़े) पर 
सवारी करता हुआ घुड़सवार । 

बाल सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए । 

-“ उतर्ारा० १।३७ 
बाल अर्थात्‌ जड़ मृढ़ शिष्यों को शिक्षा देता हुआ ज्ञानी गुर उसी 
प्रकार खिन्‍न होता है, जैसे अडियल या मरियल घोड़े पर चढ़ा 
हुआ सवार । हि 


विनय-अनुशासन श्र 


११. 


२ 
कक 


१३. 


१४- 


१५. 


१६. 


जह दूओ रायाणं, णमिउ कब्ज निवेइउ' पच्छा । 
वीसब्जिओवि वंदिय, गच्छह साहुबि एमेब॥ 
--आबव० मि० १२३४ 
दूत जिस प्रकार राजा आदि के सामने निवेदन करने से पहले भी 
और पीछे' भी नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य को भी गुरुजनों 
के समक्ष जाते और आते समय नमस्कार करना चाहिए । 


विणवो वि तवो, तवो पि धम्मो । 

- प्रश्नव्याकरण २।३ 
विनय स्वयं एक तप है, और वह आभ्यन्तर तप होने से श्रेष्ठ 
धर्म है । 

विणओ सासण मूलं॑ विणीओ संजओ भवे। 
विणयाओ विप्पमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तओ ? 

-- विशेषा० भा० ३४६८ 
विनय जिनशासन का मूल है, विनीत ही संयमी हो सकता है । 
जो विनय से हीन है, उसका क्‍या धर्म और क्‍या तप ? 

न विनयशून्ये गुणावस्थानम्‌ । 
-उक्ष० चूणि १ 
विनयहीन व्यक्ति में सदगुण नहीं ठहरते । 
विणयमूले धम्मे पन्‍नत्ते । 
--शाता धर्मकथा १।५ 
धर्म का मुल विनय-आचार (अनुशासन) है । 
जत्थेव धम्मायरियं पासेज्जा, तत्थेव वंदिज्जा नमंसिश्जा । 

--राजप्रश्नीय ४७६ 
जहां कहीं भी अपने धर्माचार्य को देखें, वहीं पर उन्हें वन्दना 
नमस्कार करना चाहिए । 


रु 


१७. 


पृ. 


२१. 


जैनधर्म की हमार शिंक्षाएँ 


अनाशातना बहुमानकरण॑ च विनय: । 
“-अनसिद्धान्तदीपिका ५२५ 
आशातना नहीं करना एवं योग्य व्यक्तियों का बहुमान करना 
बिनय है । 


ब्रत-विद्या-वयो घिकेषु नीचेराचरणं विनय: । 
--नौोतिवाक्याभत ११॥६ 
ब्रत, विद्या एवं उम्र में बडों के सामने नम्र आचरण करना 
विनय है । 


जम्हा विणयइ कम्मं, अट्ठविहं चाउरंतमोक्‍्खाय । 
तम्हाउ वयंत बिउ, विणयंति विलीणससारा । 
--स्थानांग ६१५३१ टीका 
विनय आठों कर्मों को दूर करता है, उससे चारगति के अन्त- 
रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है--इसीलिए सर्वक्ष भगवान-- 
इसको विनय कहते है । 
विनयति क्लेशकारकमष्टप्रकारं कर्म इति: विनयः । 
देश-कालायपेक्षया यथोचितप्रतिपत्तिलक्षणे । 
--प्रव्धनसारोद्धार 
क्लेशकारी आठ कर्मों को दूर करता है, इसलिए वह विनय है । 
देश-काल आदि की अपेक्षा से यथायोग्य प्रतिपत्ति के अर्थ में 
यह विनय शब्द काम आता है। 


विणएण णरो, गंधेण चंद्णं सोमयाइ रयणियरो | 
महुररसेण अमयं, जणपियत्त लहइ शभुवण्े ॥ 
धमंरत्नप्रकरण, ९ अधिकार 
जैसे सुभन्‍्ध॒ के कारण चंदन, सौम्यता के कारण चन्द्रमा और 
मधुरता के कारण जमृत जगत्प्रिय हैं, ऐसे ही बिनय के कारण 
मनुष्य लोगों में प्रिय बन जाता है । ॥ 


विनय-अनुशासन १३ 


२२. 


२३. 


२४- 


२५. 


न उ सच्छंदता सेया लोए किम्रुत उत्तरे। 
---व्यवहारचखाध्य पीठिका ८६ 
स्वच्छन्दता लोकिक जीवन में भी हितकर नहीं है तो लोकोत्तर 
जीवन (साधक जीवन) में कैसे हितकर हो सकती है ? 
न यावि मोक्‍्खौ गुरुहीलणाए । 

--देशवे० ६१११७ 
गुरुजननों की अवहेलना करनेवाला कभी बम्धन-मुक्त नहीं हो 
सकता । 

जस्संतिए धम्मपयाइ सिबखे, 
तस्संतिए वेणहयं पउजे 
-- वेशबे० ९११ 
जिनके पास धर्मपद---धर्म की शिक्षा ले, उनके प्रति सदा विनय 
भाव रखना चाहिए। 


ज॑ मे बुद्धाणसासंति सीएण फरुसेण वा । 
मम लाभो त्ति पेहाए पयओ त॑ पडिसुणे । 


--उतस्तरा० १॥२७ 
गुरुजन जब कठोर शिक्षा दें, तब शिष्य को सोचना चाहिए कि 


यह कठोर व मधुर शिक्षा मेरे लाभ के लिए है, अतः: उसे साव- 
धानी के साथ सुनना चाहिए । 


विद्यार्जन का मार्ग 


तओ दुस्सन्नप्पा--दुटठे, मूढे, वुग्गाहिते । 

--स्थानांग र३े।४ 
दृष्ट को, मूर्ख को और बहकेहुए को प्रतिबोध देना, समझा 
पाना बहुत कठिन है । 

अह पंर्चाह ठार्णेहि, जेहि सिक्‍खा न लब्भई । 
थंभा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण वा ॥। 

--उत्तरा० ११॥३ 
अहंकार, क्रोध, प्रमाद (विषयासक्ति), रोग और आलस्य--इन 
पाँच कारणों से व्यक्ति शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त नहीं कर सकता । 

पिय॑ करे पियंवाई, से सिक्‍्खं लद॒धुमरिहई । 

उत्तरा० ११।१४ 
प्रिय (अच्छा) कार्य करनेवाला और प्रिय वचन बोलनेवाला 
अपनी अभीष्ट शिक्षा प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है । 

चित्तण्ण अणुकुलो, सीसो सम्मं सुयं लहइ। 

--विशेषा० भाष्य ६३७ 
गुरुदेव के अभिप्राय को समझकर उसके अनुकूल चलनेवाला 
शिष्य सम्यग्‌ प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है। 

वुग्गाहितो न जाणति, हितर्णह हित॑ पि भण्णंतो । 
-जबह० भाष्य ४२२८ 
हितैषियों के द्वारा हित की बात कहे जाने पर भी धूत्तों के द्वारा 
१४ 


विज्याजेन का मार्ग १ 


बहुकाया हुआ व्यक्ति (व्युद्ग्राहित) उसे ठीक नहीं समझता अर्थात्‌ 
उसे उल्टी समझता है। 
६. विभओववेयस्स इह परलोगे वि विज्ञाओ फल पंयच्छंति । 
-- निशीयचूणि १३ 
विनयशील साधक की विद्याएं, यहां, वहां (लोक-परलोक) में 
सर्वत्र सफल होती है । 
७ आमे घडे निहित्तं, जहा जल॑ तं घड़े विणासेति । 
इय सिद्धन्तरहस्सं, अण्णाहारं विणासेइ ॥। 
“-निशीयथभाष्य ६२४३ 
मिट्टी के कच्चे घड़े मे रखा हुआ जल जिसप्रकार उस घड़े को 
ही नष्ट कर डालता है, वैसे ही मन्दबुद्धि को दिया हुआ गम्भीर 
शास्त्र-ज्ञान, उसके विनाश के लिए ही होता है । 
ख्र तदब्न यात्‌ तत्पर॑ पृच्छेतू, तत्परो तदिच्छेत्‌ भवेत्‌ । 
य्रेनाउविद्यामयं रूप॑ त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत्‌ ॥ 
-समाधिशतक ५३ 
वही बोलना चाहिए, वही दूसरों से पूछना चाहिए, उसीको इच्छा 
करनी चाहिए एवं उसी मे तत्पर रहना चाहिए, जिससे अपना 
अविद्यामयरूप विद्यामय बन जाय । 
् वरमज्ञान नाशिष्टजनसेवया विद्या । 
--नीतिवाक्यामृत ५।७१ 
ज्ञान शुन्य रहना अच्छा है, लेकिन अशिष्टजनो की सेवा से विद्या 
प्राप्त करना ठीक वहीं है । 
्र प्रज्ञ॒यातिश्नयानो न गुरुमवज्ञायंत । 
--नीतिवाब्यामृत १११२० 
अधिक प्रज्ञावान होने पर भी शिष्य गुरु की अवज्ञा न करे। 


हर 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


जैनधर्म कौ हजार शिक्षाएँ 


संदिहानोगुरुमकोपयश्नापृच्छेत्‌ । 
_*- गोलियाक्याबत १११५ 
सन्देह होने पर शिष्य इस प्रकार ,से पूछे कि, गुरु कुप्रित व हों । 
विजयाहीया विज्जा देंति फलं इह परे य लोगम्मि । 
न फलंति विणयहीणा, सस्साणि व तोग्रहीणाइ ॥। 

-- बह ० भाष्य ५२०३ 
विनयपूर्बक पढ़ी गई बिद्या लोक-परलोक में सखब्रेत्र फलवती होली 
है। विनग्रहीन विद्या उसी प्रकार निष्फल होती है, जिस प्रकार 
जल के बिना धान्य की खेती । 


पुरिसम्मि दुव्विणीए, बिणग्रविह्ाणंन किलि आहक्खे । 
न वि दिज्जति आभरणं, पलियत्तियकण्ण--हल्थस्स ।। 
- निशीयथ भा० ६२२१, बृह० भा० ७८२ 
जो व्यक्ति दुविनीत है, उसे सदाचार की शिक्षा नहीं देना चाहिए। 
भला जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, उसे कंकण और कुण्डल आदि 
अलंकार क्या दिए जाय ? 
अप्पत्तं च ण वातेज्जा, पत्तं च ण बिमाणए । 

-- निशीधभाष्य ६२२० 
अपान्र (अयोग्य) को शास्त्र का अध्ययन नहीं कराना चाहिए, 
ओर पात्र (योग्य) को उससे वंचित नहीं रखना चाहिए । 

सुस्सूसइ पडिपुच्छइ, सुणइ गिह्वाइ ईहए वावि | 
ततो अपोहए वा, धारेइ करेंइ वा कम्मं ॥। 

--नन्‍्दीसुत्र गाया €५ 
विद्याप्रहणकरने बाला व्यक्ति सप्नप्रथम -- हि 
(१) सुनने की इल्छा करता है, (२) पूछता है, (२) उत्तर को 
सुनता है, (४) ग्रहण करता है, (५) तक-बितक से ग्रहण किये 


हुए झ्ाव को तोता है, (६) तोलकर निश्वय कहता है, 


विद्यार्जज का मार्य १७ 


हा 


१७ 


श्ष 


८ 


(७) निश्चित अर्थ को धारण करता है, (८) फिर उसके अनुधार 
आचरण करता है । 


यो विद्याविनीतमतिः स बुद्धिमान्‌ । 
“--नीतिवाक्याभृत ५३३२ 
जो शान एवं नम्नत!युक्त है, वह बुद्धिमान है । 


सुश्रूषा श्रवर्ण चेव, ग्रहणं धारणं तथा। 
ऊहोपोहोथ विज्ञान तत्त्वज्ञानं च धी-गुणा: ॥ 
- अभिधानचिस्तासमणि २।२२४ 
(१) सुनने की इच्छा करना, (२) सुनना, (३) सुनकर तत्त्व को 
ग्रहण करना, (४) ग्रहण किए हुए तत्त्व को हृदय में धारण 
करना, (५) फिर उस पर विचार करना, अर्थात्‌ उसे तक॑ की 
कसौटी पर कसना, (६) विचार करने के पश्चात्‌ उसका सम्यक्‌ 
प्रकार से निश्चय करना, (७) निश्चय द्वारा वस्तु को समझना, 
(८) अन्त में उस वस्तु के तत्व की जानकारी करना--ये अंढि 
बुद्धि के गुण हैं । 
सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदायिनी । 
--आवदिपुराण १६६९ 
विद्या देवता की सम्यगू--सही विधि से आराधना करने पर बह 
समस्त इच्छित फल प्रदान करती है। 


(4) 
१ 


मानव-जीवन 


चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जंतुणो । 
माणुसत्तं सुई सद्धा संजमम्मि य वीरियं ।। 
--उत्तराध्ययन ३११ 
संसार में चार बातें प्राणी को बड़ी दुलंभ है--मनुष्यजन्म, 
धर्म का श्रवण, हृढ़श्नद्धा और संयम में प्रवृत्ति भर्थात्‌ धर्म का 
आचरण । 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणस्सय॑ । 
--उत्तराध्ययन ३।७ 
संसार मे आत्माएं क्रमश: शुद्ध होते-होते मनुष्यभव को प्राप्त 
करती हैं । 
माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे । 
मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिकतखर्ण घुवं ।। 
-उत्तराष्ययन ७।१६ 
मनुष्य जीवन मूलधन है। देवगति उसमे लाभ रूप है। मूलधन 
के नाश होने पर न रक, तिर्यचगत्ति रूप हारने होती है । 
दुल्लहे खलु माणुसे भवे । 
--उत्तराध्ययन १०॥४ 
मनुष्य जन्म निश्चय ही बड़ा दुलंभ है । 
१८ 


मानव-जीवन १६ 


५ तओ ठाणाइ देवे पीहेज्जा 
माणुसं भवं, आरिए खेत्ते जम्मं, सुकुल पच्चायाति । 
-“सथानांग ३।३ 
देवता भी तीन बातों की इच्छा करते हैं--- 
मनुष्यजीवन, आयक्षेत्र में जन्म और श्र ष्ठ कुलकी प्राप्ति । 


६ जिह्ठ ! प्रह्मीभव त्वं सुकृति-सुचरितोच्चारणे सुप्रसन्ना, 
भूयास्तामन्यकीति श्र्‌तिरसिकतया मेश्यकर्णों सुकर्णों। 
वीक्ष्याह्न्य प्रौढ़लक्ष्मी द्र तम्रुपचिनुतं लोचने ! रोचनत्वं, 
संसारेडस्मिन्नसारे फलमिति भवतां जन्मनो मुख्यमेव ।॥। 

--शान्तसुधारस, प्रमोदभावना १४ 
हे जीभ ! धार्भिको के दानादि गुणों का गान करने में अत्यन्त 
प्रसन्न होकर तत्पर रहो। कानो ! दूसरों की कीत्ति सुनने में 
रसिक होकर सुकर्ण (अच्छे कान) बनो । नेन्नों ! दूसरों की बढ़ती 
हुई लक्ष्मी को देखकर प्रसन्नता प्रकट करो । इस असार-संसार में 
जन्म पाने का तुम्हारे लिए यही मुख्य फल है। 


9 स्वण॑स्थाले क्षिपति स रज. पाद शौच विधत्तें, 
पीयूषेण. प्रवरकरिणं. वाहयत्येन्धभारम्‌ । 
चिन्तारत्न॑ विकिरति कराद वायसोड्डायनार्थ, 
यो दुष्प्राप्प॑ गमयति सुधा मत्यंजन्मप्रमत्तः। 

- सिन्दूरपफ्रकरण ५ 
जो व्यक्ति आलस्य-प्रमाद के वश, मनष्य जन्म को व्यर्थ गंवा 
रहा है, वह अज्ञानी मनुष्य सोने के थाल में मिट॒टी भर रहा है, 
अमृत से पैर धो रहा है, श्र ष्ठ हाथी पर ईन्धन ढो रहा है और 
चिन्तामणि रत्न को काग उड़ाने के लिए फंक रहा है । 


€्‌ः 


धर्म 


समियाए धम्मे आरिएहि पवेइए । 
--आचारांग १।८॥।३रे 


आय॑ महापुरुषों ने समभाव में धर्म कहा है । 
एगा अहम्मपंडिमा, ज॑ से आया परिकिलेसति । 
--स्थानांग १।१३८ 
एक अधम्म ही ऐसी विकृति है, जिससे आत्मा क्लेश पाती है । 
एगा धम्मपडिमा, ज॑ से आया पब्जवजाए । 
-“स्थानांग १११४० 
एक धर्म ही ऐसा पवित्र अनुष्ठान है, जिससे आत्मा की शुद्धि 
होती है । 
दुविहे धम्मे--सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव । 
“-स्थानांग २११ 
धर्म के दो रूप हैं--श्रुतधर्म --तत्त्वज्ञान, और चारित्रधर्म 
नैतिक आचार । 


चत्तारि धम्मदारा-- 
खंती, मुत्ती, अज्जवे, मह॒वे । 
--स्थानांग ४४ 
क्षमा, संतोष, सरलता और नम्रता--ये चार धर्म के द्वार हैं । 
२० 


१०. 


११. 


श्र 


असुयाणं धम्माणं सम्म॑ सुगणयाए अब्सुट्ठेयव्वं भवति । 
->अवामांग ८ 
अभी तक नहीं सुने हुए धर्म को सुनने के लिए तत्पर रहता 
चाहिए । 
सुयाणं धम्माणं ओगिण्हणयाए अवधारणयाए-- 
अब्भुट्ठेयव्बं॑ भवति । 


“-स्थानांग ८ 
सुने हुए धर्म को ग्रहण करने--उस पर आचरण करने को तत्पर 
रहना चाहिए । 

एगे चरेज्ज धम्मं | 
--प्रश्च ० २। ३ 


भले ही कोई साथ न दे, अकेले ही सद्धर्म का आचरण करना 
चाहिए । 
धम्मे हरए बम्भे सन्तितित्थे, 
अणाविले अत्तपसन्नलेसे । 
जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो, 


सूसीइश्चुओ पजहामि दोसं॥।। 
-“उस० १२।४६ 


धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शान्तितीर्थ है, आत्मा की प्रसन्न- 
लेश्या मेरा निर्मेल घाट है। जहाँ पर आत्मा स्नान कर कमल से 
मुक्त हो जाता हैं । 
धर्णेण कि धम्मधुराहिगारे ? 
-उस० १४।१७ 
धर्म की घुरा को खींचने के लिए धन की क्‍या आवश्यकता है ? 
(वहां तो सदाचार की जरूरत है :) 


एक्को हु धम्मो नरदेव ! ताणं, 
न विज्जद अन्नमिहेह कियि। 


-+ढस० र्ैड४० 


श्र 


१२. 


१२५. 


4१६. 


३ 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


राजन ! एक धर्म ही रक्षा करनेवाला है, उसके सिया विश्व 
में कोई भी मनुष्य का त्राता नहीं हैं । 
पन्‍ना समिक्खए धम्मं । 
--उत्त० २३१२५ 
साधक की अपनी प्रज्ञा ही समय पर घमर्मे की समीक्षा कर 
सकती है । 


विनज्ञाणेण समागम्म, धम्म साहंणमिच्छिउ' । 

“ूउत्त ० २३॥३१ 
विज्ञान (विवेक-ज्ञान) से ही धर्म के साधनों का निर्णय होता है। 

पच्चयत्थं च लोगस्स, नाणाविहविगपष्पणं । 

“उत्त० २३।३२ 
धर्मों के वेष आदि के नाना विकल्प जन साधारण में प्रत्यय 
(परिचय-पहचान) के लिए है। 

जरामरणवेगेणं, बुब्भमाणाण पाणिणं। 
धम्मो दीवो पहइट्ठा य, गई सरणमृत्तमं ॥ 

“-उत्त0 २३१६७ 
जरा और मरण के महाप्रवाह मे डूबते प्राणियों के लिए धर्म ही 
द्वीप है, प्रतिष्ठा - आधार है, गति है और उत्तम शरण है। 


लोगस्स सार धम्मो, धम्म पिय नाणसारियं बिति । 
ताणं संजमसारं संजमसारं च निव्वाणं ॥। 
--आचा० नि० २४४ 
विश्व - सृष्टि का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान (सम्यगबोध ) 
है, ज्ञान का सार संयम है, और संयम का सार निर्वाण--- 
(शाश्वत आनन्द की प्राप्ति) है । 
धर्मो बन्धुष्च मित्रतव धर्मो5्यं गुरुरज्िनाम्‌ । 
तस्मादधमें मति धत्स्व स्वर्भोक्षसुखदायिनि ॥ 
--आविपुराण १०१०६ 


श्द, 


46, 


२१. 


रद 


धर्म ही मनुष्य का सच्चा बंधु है मित्र है, ओर गुर है। इसलिए 
स्वर्ग एवं मोक्ष के सुख देनेवाले धर में बुद्धि को स्थिर करता 


. चाहिए । 


धम्मंभि जो दढमई, सो सूरो सत्तिओ य वीरो य । 
ण हु धम्मणिरुस्साहो, पुरिसों सूरो सुबलिओडवि । 
-सुूभ्र० नि० ६० 
जो व्यक्ति धर्म में हृह निष्ठा रखता है, वस्तुतः वही बलवान हैँ, 
वही शूरवीर है । जो धर्म में उत्साहहीन है, बह वीर एवं बलवान 
होते हुए भी न वीर है, न बलवान है । 


धम्मो अत्थों कामो, भिन्‍ने ते पिंडिया पडिसवत्ता । 
जिणवयणं उत्तिन्ना, असवत्ता होंति नायव्या ।। 
-“देशवे० नि० २६२ 
धर्म, अर्थ और काम को भले ही अन्य कोई परस्पर विरोधी 
मानते हों, किन्तु जिनवाणी के अनुसार तो वे कुशल अनुष्ठान 
में अवतरित होने के कारण परस्पर असपत्न--अविरोधी हैं । 


- जिणवयणंमि परिणाए, अवत्थविहिआणुठाणवो धम्मो । 


सच्छासयप्पयोगा. अत्यो, वीसंभओ कामों ॥ 
न्नन दशवे० नि० २६४ 
अपनी-अपनी भूमिका के योग्य विहित अनुष्ठान रूप धर्म, स्वच्छ 
आशय !'सि प्रयुक्त अर्थ, विस्र भयुक्त (मर्यादानुकूल वैवाहिक 
नियंत्रण से स्वीकृत) काम--जिनवाणी के अनुसार ये परस्पर 
अविरोधी हैं । 
ण कुणइ पारत्तहियं, सो सोयइ संकमणकाले । 
--आव ० मि० दघर३७ 
जो इस जन्म में परलोक की हित साधना नहीं करता, उसे मृत्यु 
के समय पछताना पड़ता है ॥ 


४ 


श्र. 


जैनधर्म की हजार शिक्षा 


त॑ तह दुल्लहलंभ॑, विज्जुलया चंचल माणसत्त | 
लड॒ण जो पमायइ, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥ 
--आव० नि० ४घ३७ 
जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिजली की तरह चंचल है, ऐसे 
मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धम्मं-साधना में प्रभत्त रहता है । 
वह कापुरुष (अधम पुरुष) ही है, सत्पुरुष नहीं । 
आदा धम्मों मुणेदव्वो । 
--प्रबधनसार १६८ 
आत्मा ही धर्म है, अर्थात्‌ धर्म आत्मस्थरूप होता है । 
किरिया हि णत्यि अफला, धम्मो जदि णिप्फलो परमो । 
--प्रवशन ० २॥२४ 
संसार की कोई भी मोहात्मक क्रिया निष्फल (बन्धन-रहित) 
नहीं है। एकमातन्न धर्म ही निष्फल है, अर्थात्‌ स्व-स्वभाव रूप 
होने से बन्धन का हेतु नही है । 
दंसणमूलो धम्मों । 
--वेशनपाहुड २ 
धर्म का मूल दर्शन--(सम्यक श्रद्धा) है । 


(२७) | धम्मस्स मूल विणयं बदन्ति,|धम्मो य घूलं खलु सोग्गईए + , 


२७. 


-अह० भाष्य डं४ ४९१ 


। धर्म का मूल विनय है भर धर्म सदगति का मूल है । 


धम्मा-धम्मा न परप्पसाय-कोपाणवत्तिओ जम्हा । 
--विशेषा० भा० हे२५४ 


धर्म और अधर्म का आधार आत्मा की अपनी परिणति ही है + 
दूसरों की प्रसप्तता और नाराजगी पर उसकी व्यवस्था नहीं हैं । 


२६. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


बे 
धम्मे अणजुत्तो सीयलो, उज्जुत्तो उष्हो । 


* --आज्ा० मि० १॥३॥१ 
धर्म में उद्यमो ++क्रियाशील व्यक्ति, उष्ण>-गर्म है, उचधमहीन 
शीतल-"-ठंडा है । 

यस्तु आत्मनः परेषां च शान्तये, तदभावतीर्थ भवति । 
“उत्त० नि० १४ 
जो अपने को और दूसरों को शान्ति प्रदान करता है, वह शान- 
दर्शन-चारित्र रूप धर्म भावतीर्थ है । 
दरीरलेश्याषु हि अशुद्धास्वपि आत्मलेदया शुद्धा भवन्ति 
--उत्त० चूनि १२ 
बाहर में शरीर की लेश्या (वर्ण-आदि) अशुद्ध होने पर भी अन्दर 
में आत्मा की लेश्या (विचार) शुद्ध हो सकती है । 
देशकालानरूपं धर्म कथयन्ति तीथंकरा:। 
--उस्त० बरणि २३ 
तीर्थंकर देश और काल के अनुरूप धर्म का उपदेश करते हैं । 
सव्वसत्ताण अहिसादिलक्खणो धम्मो पिता, रक्खणत्तातों । 
--नन्‍्दी चणि १ 
अहिसा-सत्य आदि धर्म सब प्राणियो का पिता है, क्‍योंकि वही 
सबका रक्षक है । 


गहिओ सुर्गइ मग्गो, नाहं मरणस्स बीहेमि । 


--अलुर० ६३ 
मैंने सदगति का मार्ग (धर्म) अपनालिया है। अब मैं मृत्यु से 
नही डरता । 


धीरेण वि मरियव्वं, काउरिसेण थि अवस्समरियब्यं । 
दुण्हं पि हु॒मरियव्वे, वरं खु धीरतक्तेण मरिउ'॥ 
-जअआतुर० ६४ 


रद 


५ 


हि ; 


ल्‍थ्ं 
कु 


हि 


है 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


धीर पुरुष को भी एक दिन अवश्य मरना है, और कायर को भी । 
जब दोनो को ही मरैना है तो अच्छा है कि धीरता-शान्तभाव 
से ही मरा जाय । 
धम्मो वत्थुसहावों । 
--कार्तिकेय ० ४७८ 
वस्तु का अपना स्वभाव ही उसका धर्म है। 
मग्गो मग्गफलं ति य, दुविहं जिगसासणे समक्खादं । 
- मुलाचार २०२ 


और मार्ग का फल--मोक्ष । 


नीचवत्तिरधर्मेण धर्मेणोच्चे: स्थिति भजेत्‌ । 
तस्मादुच्च: पदंवाअछन्‌ नरो धमंपरो भवेत्‌ । 
-आदिपुराण १०।११६ 
अधर्म से मनुष्य की अधोगति होती है और धर्म से ऊध्वेगति- 
ऊचीगति । अत जीवन में ऊध्वंगति चाहनेवाले को धर्म का 
आचरण करना चाहिए । 
स धर्मो यत्र नाधम-स्तत्सुखं यत्र नासुखम्‌ । 
तज ज्ञान यत्र नाज्ञानं, सा गतियंत्र नाश्गतिः ॥ 
--आत्मानुशासन- ! 
धर्म वही है, जिसमे अधर्म न हो । सुख वही है, जिसमे असुख 
न हो। ज्ञान वही है, जिसमे अज्ञान न हो और गति वही है 
जिसमे आगति-- लोटना न हो । 
सर्व एव हि जेनाना, प्रमाणं लोकिकोविधिः । 
यत्र सम्यक्त्वहानिनं, यत्र न ब्रतदूषणम्‌ ॥ 
श्रुति: शास्त्रान्तरं वास्तु, प्रमाण कात्र नः क्षति: ॥। 
--भशस्तिलक अस्पू 


श्र 
जिनशासन (आगम) मे सिर्फ दो ही बात बताई गई है--मार्गब्धर्म 


४७७. 


४१. 


४३. 


श्७ 
जैनों को व्यवहार के लिए लौकिकविधि--रीतिरिवाज को हों 


मान्य करना चाहिए, बशरततें कि उसमें सम्यकृत्व की हानि न हो, 
एवं ब्रतों में दोष न लगे । 


पीइकरो वच्नकरो, भासकरो जसकरो रइकरो य । 
अभयकरो निव्वुृइकरो, परत्त वि अज्जिओ धम्मो ॥ 
--तस्दुलवेचारिक ३४ 
यह आयेधम इह-परलोक में प्रीति, वर्ण--कीति या रूप, 
भास---तेजस्विता या मिष्टवाणी, यश, रति, अभय एवं निवृ त्ति- 
आत्मिक सुख का करनेवाला है ! 


अबन्धूनामसो बन्धु-रसखीनामसा सखा । 
अनाथानामसौ नाथो, धर्मों विश्वकवत्सलः ।॥। 
--योगशास्त्र ४।१०० 
यह धर्म अबन्धुओं का बन्धु है, अमिन्रों का भित्र है और अनाथों 
का नाथ है। अतः यही जगत में परमवत्सल है । 
संकल्प्य कल्पवक्षस्थ, चिन्त्यं चिन्तामणेरपि । 
असंकल्प्यमसंचिन्त्यं, फल धर्मादवाप्यते ॥ 
-आत्मानुशासन २२ 
कल्पव॒क्ष से संकल्प किया हुआ और चिन्तामणि से चिन्तन 
किया हुआ पदार्थ प्राप्त होता है, किन्तु धर्म से असंकल्प्य एवं _ 
अचिन्त्य फल मिलता है । 


दिव्वंच गई” गच्छन्ति चरित्ता धम्ममारियं । 
--उत्तरा्यपत १६।२५४५ 


आये धर्म का आचरण कर के महापुरुष दिव्य गति को प्राप्स 


होते हैं । 


देफक 


8. 


डर. 


४७. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


प्राष्य॑ राब्य॑ सुभगदयिता नन्दनानन्दनानां, 
रम्यं रूप॑ सरसकविता चातुरी सुस्वरत्वम्‌ । 
नीरोगत्वं गुणपरिचयः: सब्जनत्वं सुबुद्धि, 
कि नु ब्नमः फलपरिणत धमंकल्पद्र मस्य | 
-शान्तसुधारस-धर्मंभावना 
विशाल राज्य, सुभग स्त्री, पुत्रों के पुत्र-पोते, सुन्दररूप, सरस 
कविता, निषुणता, मीठास्वर, नीरोगता, गुणों से प्रेम, सज्जनता 
सदबुद्धि--ये सभी धर्मरूपी कल्पव॒क्ष के फल हैं, एक जीभ से 
कितना कहा जाय ? 


दानं च शील॑ च तपश्च भावो, 
धमंश्चतुर्धा जिनबान्धवेन निरूपितः ॥। 

-- शान्तसुधारक्त 
स्वेज्ञ भगवान ने दान, शील, तप और भावना--ऐसे चार प्रकार 
का धर्म कहा है । 

तब-नियमसुट्टियाणं, कल्लाणं जोवियंपि मरणं पि । 
जीवंतज्जंति गुणा, मया प्रुण सुग्गइ जंति॥ 
---उपदेशमाला ४४३ 
तप-नियम रूप धर्म मे रहे हुये जीवों का जीना और मरना 
दोनों ही अच्छे है। जीवित रहकर तो वे गुणो का अर्जन करते 
हैं और मरने पर सदगति को प्राप्त होते है । 


धर्म धर्मोपदेष्टारः, साक्षिमात्र शुभात्मनाम्‌ । 
---शत्रिथष्ठिशलाका ० २१३ 
धर्मात्माओं को धर्म मे प्रेरित करने के लिये उपदेशक तो साक्षिमात्र 
ही होते हैं । 
आत्मधुद्धि-साधनं धर्म: ।  --जेनसिद्धान्तरोपिका ७२३ 
“जिसुसे आत्मा की शुद्धि हो, उसे धर्म कहते है । 


४७०. 


५१. 


२६ 


दुगं तिप्रपतल्प्राणि-धारणाद्धम उच्यते । 
“शोगशास्त्र २।११ 
दुर्गंति में गिरते हुए प्राणी को धारण करने से धर्म “धर्म कहा 
जाता है। 


जीवदया सच्चवयणं, परधणपरिवज्जणं सुसीलं मथ॑ । 
खंति पंचिदियनिग्हो ये धम्मस्स मलाई ।। 
--बशंनशुद्धितर्ण 
जीवदया, सत्यवचन, पर-धन का त्याग, शील-ब्रह्मचयं, क्षमा, 
पांच इन्द्रियों का निग्रह--ये धर्म के मूल हैं । 
जह भोयणमविहिकयं, विणासए विहिकय॑ जीयावेइ । 
तह अविहिकओ धम्मो, देइ भवं विहिकओ मुक्ख ॥ 
--संबोधससरी ३४ 
जैसे अविधि से किया हुआ भोजन मारता है और विधिपूर्वक 
किया हुआ जीवन देता है, उसीप्रकार अविधि से किया हुआ 
धर्म ससार मे भटकाता है एवं विधिपू्वंक किया हुआ धर्म मोक्ष 
देता है । 
णो अन्नस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा । 
णो पाणस्स हेउ' धम्ममाइक्खेज्जा ।। 
“” सृत्र० २।१११४ 
खाने पीने की लालसा से धर्म-उपदेश नहीं करना चाहिए । 
अगिलाए धम्ममाइवलेज्जा, 
कम्मनिज्जरटठाए धम्ममाइक्खेजा । 
-“-सु१० २।१॥।१५ 
साधक विना किसी भौतिक इच्छा के प्रशान्तभाव से एकमात्र 
कर्मनिजेरा के लिए धर्म का उपदेश करे | की 


अहिसा 


सब्वे पाणा पिआउआ, 
सुहसाया दृक्खपडिक्ूला, 
अपष्पियवहा पियजोविणो, 
जीविउकामा 
सव्वेसि जीवियं पिय॑ 
नाइवाएब्ज.. कंचेण । 
--आवजारांग १।२।३ 
सब प्राणियों को अपनी जिन्दगी प्यारी है। 
सुख सब को अच्छा लगता है और दुःख बुरा । 
वध सब को अप्रिय है, ओर जीवन प्रिय । 
सब प्राणी जीना चाहते है, 
कुछ भी हो, सब को जीवन प्रिय है। 
अतः किसी भी प्राणी की हिसा न करो । 
आरंभजं दुक्‍्खमिणं । 
“-आखारांग १३११ 
यह सब दुःख आरम्भज है अर्थात्‌ हिसा में से उत्पन्न होता है । 
आयओ बहिया पास । 
“-आधश्वारांग १।३॥३ 
अपने समान ही बक्‍रुकें दूसरों को भी देख । 
३० 


डेट 


अत्थि सत्यं परेण परं, 
नत्यि असत्थं परेण पर । 

-अआचधारांध १॥३।४ 
शस्त्र (5-5 हिसा) एक से एक बढकर है । परन्तु अशस्त्र (<- अहिसा ) 
एक-से-एक बढ़कर नही है, अर्थात्‌ अहिंसा की साधना से बढ़कर 
श्रेष्ठ दूसरी कोई साधना नही है। 


वय॑ पुण एवमाइक्खामो, एवं भासामो, 
एवं परुवेमो, एवं पण्णवेमो, 
सव्बे पाणा, सब्बे भ्रया, 
सव्बे जीवा, सब्वे सत्ता 
न हंतव्वा, न अज्जावेयव्वा 
न परिघेतव्वा, न परियावेयव्वा 
न उद्दवेयव्वा । 
इत्थं विजाणहनत्थित्यथ दोसो । 
आरियवयणमेयं । 

“-आश्चञारांग १।४।२ 
हम ऐसा कहते है, ऐसा बोलते है, ऐसी प्ररूपणा करते हैं, ऐसी 
प्रज्ापता करते है कि--- 
किसी भी प्राणी, किसी भी भूत, किसी भी जीव और किसी भी 
सत्व को न मारना चाहिये, न उनपर अनुचित शासन करना 
चाहिये, न उनको गुलामो की तरह पराधीन बनाना चाहिये, 
न उन्हे परिताप देना चाहिये और न उनके प्रति किसी प्रकार का 
उपद्रव करना चाहिए । 
उक्त अहिसा धर्म मे किसी प्रकार का दोष नही है, यह ध्यान में 
रखिये । 
अहिसा वस्तुतः आाय॑ (पवित्र) सिद्धान्त है | 


जैनधर्म की हजार शिंक्षाएँ 


एस खलु गंथे, एस खलु भोहे, 
एस खलु मारे, एस खलु णरए । 
“अआजारांगम १११३२ 


यह आरम्भ (हिंसा) ही बस्तुतः ग्रन्थ-बन्धन है, यही मोह है, 
यही मार-मृत्यु है, और यही नरक है । 


जे अज्झत्थं जाणद, से बहिया जाणइ । 
जे बहिया जाणइ, से अज्मत्थं जाणइ । 
एयं तुलमन्नेसि । 
--आजचारांग १।१४ 


जो अपने अन्दर (अपने सुख-दुख की अनुभूति) को जानता है, 
वह बाहर (दूसरो के सुख-दुख की अनुभूति) को भो जानता है। 
जो बाहर को जानता है, वह अन्दर को भी जानता है। इस 
प्रकार दोनों को, स्व और पर को एक तुला पर रखना चाहिये । 


अप्पेगे हिसिसु मेत्ति वा वहति, 
अप्पेगे हिसति मेंत्ति वा वहुंति, 
अप्षेगे हिसिस्संति मे त्तिवा वहंति । 
--आख्ारांग ११२।६ 


'इसने मुझे मारा--कुछ लोग इस विचार से हिसा करते हैं । 
'यह मुझे मारता है---कुछ लोग इस विचार से हिसा करले हैं । 
यह मुझे मारेगा ---कुछ लोग इस विचार से हिंसा करते हैं । 
जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं साय॑ । 
- आचारांग १४२४४ 
प्रत्यक व्यक्ति का सुख-दु.ख अपना अपना है। 





११. 


श्र 


१३. 


१४. 


अहिसा * के 


से हु पत्माणमंते बुद्ध आरम्भोवरण । 

“--आख्ारांग १।४४ 

जो आरम्भ (हिंसा) से उपरत है, वही प्रशानवान बुद्ध है । 
तुमंसि नाम त॑ चेव ज॑ हंतव्बं ति मन्‍नसि। 
तुमंसि नाम तं चेव ज अज्जावेयव्यं॑ ति मन्‍नसि । 
तुमंसि नाम त॑ चेव जं परियावेयव्वं ति मन्‍नसि । 

-“--आचाराग १४५३४ 
जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है । 
जिसे तू शासित करना चाहता है, वह तू ही है । 
जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तू ही है । 

[स्वरूपदृष्टि से सब चैतन्य एक समान है--यह अद्व तभावना 
ही अहिसा का मूलाधार है।] 

जेब5न्ने एएहि कार्णह दंड समारंभंति, 

तेसि पि वयं लज्जामो। 

“-आचारांग १।८६॥१ 
यदि कोई अन्य व्यक्ति भी धर्म के नामफर जीवो की हिंसा करते 
है, तो हम इससे भी लज्जानुभूति करते है । 

तमाओ ते तम॑ जंति, मंदा आरंभनिस्सिया । 
परपीडा मे लगे हुए अज्ञानी-क्रीक अन्धकार कार न्धकार की ओर 
जा रहे हैं । कर 
एयं खु नाणिणो सारं, जं॑ न हिसइ किचण । 
अहिसा समय चेव, एसाकतं वियाणित्रा ॥ 
-सृतरकृतांध १।१।४।१० 
ज्ञानी होने का सर यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा ने 


| 


की 


१५. 


जैनप्र्मे की हजार, शिंज्ञाएँ 


करे। ग्रहिसामूलक समता ही ध्र्भ का सार है.” बस इतनी ब्रात 
सर्देव ध्यान में रखनी चाहिए । 
वेराईं कुब्वई बेरी, तओ वेरेंहि रब्जती । 
---सुत्रकृतांग १।८१७ 
बैरबृत्ति वाला व्यक्ति जब देखो तब वर ही करता है। बहू एक 
के बाद एक किये जानेबाले बर से बेर को बढाते रहने में ही 


आनन्द मानता है। 


श्ष, 


ते आत्तओ पासइ सव्वलोए । 
--सुज्कृतांग १५१२।१८ 


तत्वदर्शी समग्र प्राणिजगत्‌ को अपनी आत्मा के समान देखता है । 


भूएहि न विरुज्फेज्जा । 
--सुत्रकृतांग १।१५॥४ 
किसी भी प्राणी के साथ वैर-विरोध न बढ़ायें । 


कि भया पाणा ? 

दुक्खवभया पाणा। 

दुक्‍्ले केण कड़े ? 

जीवेणं कड़े पमाएणं ! 

“+श्थानांग ३॥२ 

प्राणी किससे भय पाते हैं ? 
दुःख से। 
दुःख किसने किया है ! 


स्वयं आत्मा ने, अपनी ही भूल से । 
एगं अन्नयर तसंपाणं हणमाणे अणोगे जीचे हणइ । 
“--भगवती €।३४ 
एक त्रस जीव की हिंसा करता हुआ आत्मा तत्संबन्धित अनेक 
जीवों की हिसा करता है । 


हे डे 


२०, एगं इसि हणमाण अण॑ंते जीने हेणइ | 
:. >-सगभतोी ६।३४ 
एक अहिंसक ऋषि की हत्या करनेवाला एक प्रकार से अनन्त 
जीवों की हिसा करनेवाला होता है। 
२१. भट्टा हणंति, अणद्ठा हणंति । े 

“-- प्रश्नथ्याकरण १३१ 
कुछ लोग प्रयोजन से हिंसा करते हैं, और कुछ लोग बिना ध्रयोजन 
भी हिंसा करते है । 

(२) कुद्धा हणंति, लुद्धा हणंति, मुद्धा हणंति । 
ु “--प्रश्नव्याकरण १११ 
कुछ लोग क्रोध से हिसा करते है, कुछ लोग लोभ से हिंसा करते 
हैं और कुछ लोग अज्ञान से हिसा करते हैं । 
२३. पाणवहो चंडो, रुद्दो, खुदो अणारियो, 
निग्धिणो, निसंसो, महब्भयो । 

--प्रश्नव्याकरण १।१ 

प्राणवध (हिंसा) चंड है, रौद्र है, क्षुद्र है, अनारय है, करुणारहित 
है, ऋर है, और महाभयंकर है। 
२४. अहिसा तस-थावर-सव्वभूयलेमंकरी । 

-- प्रश्नव्याकरण २॥१ 
अहिंसा, त्रस, और स्थावर (चर-अचर) सब प्राणियों का कुशल- 
क्षम करनेवाली है । | 

२४. भगवती अहिसा”'भोयाणं विवसरणं । 

“अश्मक्य/यकरण २११ 

जेसे अयाकान्त के लिए शरण की प्राप्ति हितकर है, प्राणियों 


के लिए मैंसे ही।' अपितु इससे भी क्शिष्टतर भगवती हंसी 
ब्रिलकर है । 


३ जनधर्मे की हजार लिक्षाएं 


२६. दयागूलों भवेद्धमों ) दया-मैष्यनुकस्पनम्‌ । 
»  दयायाः परिक्षार्थ गणा दोषाः प्रकीतिता ।। 
--आविपुराण ५१२१ 


धर्म का मूल है दया । प्राणी पर अनुकम्पा करना दया है। दया 
की रक्षा के लिए ही सत्य, क्षमा आदि शेष गुण बताये गये हैं । 
२७. अहिसा निउणा दिट॒ठा सव्वभूएसु संजमो । 
--देशवेकालिक ६३६९ 
सब प्राणियों के प्रति स्‍्वय को सयत रखना--यही अहिंसा का 
पूर्णदर्शन है । 
२८. सब्वे जीवा वि इच्छंति, जीविऊं न मरिज्जिऊं । 
--देशवेकालिक ६१११ 
समस्त प्राणी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। मरना कोई नहीं 
»>५ चाहता । 


(२६./ नय वित्तासए पर । 
| ---सचसलराध्यक २२० 


किसी भी जीब को त्रास (कष्ट) नहीं देना चाहिए । 
३०. वेराणबद्धा नरय॑ उर्वेति । 

--उत्तराध्ययन ४२ 
जो बैर की परम्परा को लम्बा किये रहते हैं वे भरक को प्राप्त 
होते हैं । 

३१. न हसोे प्राणिणो पाणे भयवेराओ उवरए । 

--उत्तराध्ययन ६।७ 
जो भय व देर से उपरत-मुक्त हैं वे किसी प्राणी की हिंसा नही 
करते । 

३२. अणिच्चे जीवलोगम्मि, कि हिसाए पसब्जसि ? 
--उच्तराध्यवन १८।११ 
जीवन अनिन्‍्य है, क्षणभंगर है, फिर क्यों हिंसा में आसक्त 
हीते हो ? 


अहिसा.. - ३७ 
ह३े. साथ गवेसमाणा परस्स दुक्‍्खं उदीरंति । 
“आधारांगलियु क्ति £४ 
कुछ लोग अपने सुख की खोज में दूसरों को दुःख पहु जा देते हैं । 
३४. हिसाए पड्िवकक्‍्खों होइ अहिसा । 
--देशवेक। लिकलियु क्ति ४५ 
हिंसा का प्रतिपक्ष--अहिसा है । 
३५. अज्मत्य विसोहीए, जीवनिकाएहि संथडे लोए । 
देसियमहिसगत्तं, जिशेहि तेलोक्कदरिसीहि ॥ 
--आओघलनियू क्ति ७४७ 
त्रिलोकदर्शी जिनेश्वर देवों का कथन है कि अनेकानेक जीवसमूहों 
से परिव्याप्त ब्रिश्व में साधक का अहिंसकत्व अन्तर में अध्यात्म- 
विशुद्धि की दृष्टि से ही है, बाह्यहिसा था अहिसा की हृष्टि से' 
नहीं । 
३६. उच्चलिंयंमि पाए 
ईरियासमियस्स पैकमट्ठाए गठाए । 
वावज्जेब्ज कुलिंगी, 
मरिज्ज त॑ जोगमासज्ज ॥ 


न य तस्स त॑न्निमित्तो 
बंधो सुहुनोवि देसिओ समए । 

अणवज्जो उ पओगेण, 
; सव्वभावेण सो जम्हा॥ 


- ओघनियु बिल ७४८६-४९ 
कभी--कभार ईर्यासमितियुक्त साधु के पैर के नीचे भी कीट, 
पतंग आदि क्ष्‌द्र प्राणी आजाते हैं और दबकर मर भी जाते हैं--- 


परन्तु उक्त हिसा के निमित्त से उस साधु को सिद्धान्त में 
सूक्ष्म भी कर्मबंध नहीं बताया है, क्‍योंकि वह अन्तर में सर्वतो- 


कद 


३७. 


डे८, 


रे६. 


जैवधर्स की हजार शिक्षाएँ, 


भावेन उस हित्ताव्यापार से निलिप्त होने के कारण अतव्ध--- 
निष्पाप है। 
जो य पमत्तों पुरिसो, तस्स य जोगं पडच्च जे सत्ता । 
वावज्जंते नियमा, तेसि सो हिसओ होइ॥ 
जे' वि न वावज्जंती, नियमा तेसि पि हिसओ सो उ । 
सवज्जो उ पओगेण, सब्बभावेण सो जम्हा।। 
- ओघनियु क्ति ७५२।५३ 
जो प्रमत्त व्यक्ति है, उसकी किसी भी ब्रेष्टा से जो भी 
प्रणी मर जाते है, वह निश्चितरूप से उन सबका हिंसक 
होता है । 
परन्तु जो प्राणी नही मारे गये है, वह प्रमत्त उनका भी हिसक 
ही है; क्योंकि वह अन्तर में तो सर्वतोभावेन हिसावृत्ति के कारण 
सावद्य है--पापात्मा है । 
आया चेव अहिसा, आया हिर्सत्त निच्छओ एसो । 
जो होद अप्पमत्तो, अहिसओ हिंसओ इयरो ॥ 

- ओघनियु क्ति ७५४ 
निश्चय हृष्टि से आत्मा ही हिसा है और आत्मा ही 
अहिसा । जो प्रमत्त है वह हिसक है और जो अप्रमत्त है वह 
अहिसक । 

नय हिसामेत्तेणं, सावज्जेणावि हिसओ होइ। 
सुद्धस्स उ सम्पत्ती, अफला भजिया जिणवरेहि ॥। 

- ओघनिय किति ७५५ 
केवल बाहर में हृश्यमान हिंसा से ही कोई हिंसक तही हो 
जाता। यदि साधक अन्दर में रागढ्प से रहित शुद्ध है, तो 
जिनेश्बर देवों ने उसकी बाहर की हिंसा को कर्मंबन्ध का हेतु न 


होते से लिष्फल बताया है । 


अहिसी 


हु ॥ * कर 


2४२. 


डर. 


डॉ. 





जा जयमाणस्स भवे, विराहणा सुत्तविहि 
सा होई निज्जरफला, अज्मत्थविसोहिजुतस्स ॥। 
---ओधनियु क्ति ७३१६ 
जो यतनावान साधक अन्तर-बविशुद्धि से युक्त है, और आगमविध्नि 
के अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा होनेबाली विराधता 
(हिसा) भी कर्म-निरजेरा का कारण है। 
मरदु व जियदू व जीबो 
अयदाचा रस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो । 
हिसामेत्तेण समिदस्स ॥। 

- प्रब्नत० २।१७ 
बाहर में प्राणी मरे या जीये, अयताचारी--प्रमत्त को अन्दर में 
हिंसा निश्चित है। परन्तु जो अहिसा की साधना के लिए प्रयत्न- 
शील है, समितिवाला है, उसको बाहर में प्राणी की हिंसा होने 
मात्र से कमंबन्ध नहीं है, अर्थात्‌ वह हिंसा नहीं है । 

चरदि जदं जदि णिच्चं, कमलं व जले णिरुवलेवो । 

“--अप्रव्नन० ३॥१८७ 
यदि साधक प्रत्येक कार्य यतना से करता है, तो वह जल में 
कमल की भाति निलेंप रहता है। 

काउं च नाणुतप्पदइ, एरिसओ निक्किवो होइ । 
मृहत्कल्पभाष्य १३१९ 
अपने द्वारा किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने पर भी, जिसके मन 
में पश्चात्ताप नही होता, उसे निष्कृप-निर्देय कहा जाता है । 
जो उ परं कंपंतं, दट्ठडण न कंपए कढिणभावो । 
एसो उठ निरणुकंपो, अणु पच्छाभावजोएणं ॥ 
---जहत्कल्पभाण्य १३२० 


हुई 


डर. 


४६. 


जैनपर्भ की हजार शिक्षा 


जो कठोरहूदय दूसरे को पोड़ा से प्रकंपमान देखकर भी प्रकम्पित 
नहीं होता, वह भिरनुकंप ,अनुकंपारहित) कहलाता है। चूंकि 
घनुकम्पा का अर्थ ही है - कापते हुये को देखकर कंपित होना। 
आहच्च हिसा सम्रितस्स जा तु, 
सा दव्वतो होतिण भावतोी उ । 
> भावेण हिसा तु असंजतस्स, 
जेवावि सत्ते ण सदा वधेति ॥। 
---बहत्कल्पभाष्य ३६३३ 
संयमी साधक के द्वारा कभी हिंसा भी हो जाय तो वह द्रव्य हिसा 
होती है, भाव हिसा नहीं । किन्तु जो असंयमी है, वह जीवन में 
कभी किसी का वध न करने पर भी, भावरूप से सतत हिसा 
करता रहता है। 


जाणं करेति एक्‍्को, हिसमजाणमपरो अविरतो य । 
तत्थ वि बंधविसेसो, महंतर देसितों समए॥। 
--बृहत्कल्पभाष्य ३६३८ 
एक अविरत (असंयमी) जानकर हिंसा करता है ओर दूसरा 
अनजान में । शास्त्र में इन दोनो के हिसाजन्य कमंबंध में महान्‌ 
अन्तर बताया है। अर्थात्‌ तीन्र भाषों के कारण जानकर हिस्न 
करनेवाले को अपेक्षाकृत क्मबन्ध तीत्र होता है । 


ज॑ इच्छसि अप्पणतो, 
जच न इच्छुसि अप्पणतो। 
त॑ इच्छु परस्स वि ह 
एत्तियगं जिणसासणयं ॥। 
- बृहत्कल्पभ्ताष्य ४५८४. 
जो अपने लिये चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी चाहना चाहिए, 
जो अपने ज़िये नहीं चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी नहीं 


अहिसा.... डे 
चाहना चाहिये---बस इतना मात्र जिनशासतन हैं, तींकरों की 
उपदेश है । 
डप. दुक्खं खु णिरणकपा । 
--निशीथभाष्य ५६४९ ३ 
किसी के प्रतिनिर्दयता का भाव रखना वस्तुत दु खदायी है । 


४६. सब्वे अ चक्‍कजोही, सब्वे अ हया सचक्‍्केहि । 
आवश्यकनिय क्ति ४३ 
जितने भी चक्रयोधी (अश्वग्नीव, रावण आदि प्रति वासुदेव) हुये 
हैं, वे अपने ही चक्र से मारे गये हैं । 
५० असुभो जो परिणामों सा हिसा । 
--विशेषावश्यकभाष्य १७६६ 
निश्चय-नय की हृष्टि से आत्मा का अशुभ परिणाम ही हिसा है । 
५४१. जह में इट्ठाणिट्ठे सुहासुहे तह सव्वजीवाण । 
> --आधचारांगर्चाणि १।१३९ 
जैसे मुझे इष्ट-अनिष्ट, सुख-दु ख होते है, वैसे ही सब जीवो को 


कल होते है । । 
2२.८ धम्ममहिसासमं नत्थि । 
-- भक्तपरिजशा €१ 
अहिंसा के समान दूसरा धर्म नही है । 
५३ जीववहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया होइ। 
--भक्तपरिज्षा ९३ 


किसी भी अन्य प्राणी की हत्या बस्तुत. अपनी ही हत्या है, और 
.. अन्य जीव की दया अपनी ही दया है । 
० सव्वेसिमासमाणं हिंदयं/गब्भो व सब्बसत्थाणं । 
--भगवती आराधना ७९० 
अहिंसा सब आश्रमों का हुदय है, । सब शास्त्रों का गर्भ-उत्पत्ति- 
स्थान है । 


कक | २२ ' जँतेक्षम की हजार शिक्षाएं 


तक 


2. 


9) 
2७: 
प्रघ, 
ध्टः 
५६, 


६०. 


सथ्यओ वि नईओ कमेण जह सायरम्सि निवर्ंति । 
तह भगवइ अहिंसा सब्बे धम्मा सम्मिल्लंति॥ 
--सम्योधससरी ६ 
जैसेस--भी नदियां क्रमशः समुद्र मे विलीन हो जाती हैं, वैसे ही 
सब धर्म अहिंसा में समा जाते हैं । 
अहिसेव संसार-मरावमृत सारणिः । 
--योगशास्त्र २।५० 
संसाररूप मरुस्थल में अहिंसा ही एक अमृत का झरना है । 
अहिसेव. जगन्माता 5 हिसेवानन्दपद्धति: । 
अहिसेव गति:साध्वी श्रीररहिसिव शाश्वती ॥ 

--शाताणणव पृ० ११४५ 
अहिंसा ही जगत्‌ की माता है, अहिंसा ही आतन्द का मार्ग है, 
अहिसा ही उत्तम गति है तथा अहिसा ही शाश्वत लक्ष्मी है। 

प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा । 
तत्वाथसूत्र ७४८ 
' प्रमत्तयोग (प्रमादपूर्वक) के द्वारा पर-प्राणो का नाश करना--- 
हिसा है । 
हिसन्निय वा न कहं कहेज्जा । 

--चुत्रकृतांग १०१० 
ऐसी कोई कथा-बात भी नहीं कहनी चाहिए, जिससे हिंसा को 
बढ़ाबा मिले । 

दयाधम्मस्स खंतिए विप्पसीइल्ज मेहावी । 
-उत्तराष्ययन् ४॥र० 
बुद्धिमात को चाहिए कि वह क्षमारूप जलसे दयारूप जता को 
अ्रफुल्लित बनाए रखे । 


अहिला 
६१. 


हे. 


६४. 


६२. 


रॉ 


अदूवा अदिन्नादाणं । 
“-माजारांध १३३ 
हिंसा, हिंसा ही नहीं, चोरी भी है । 


यत्किचित्‌ संसारे दारीरिणां दुःख शोक भय--बीजम । 

दौर्भाग्यादि समस्त तर्दिसा - संभव शेयर ॥ 

-- शान, पृष्ठ १२४ 

संसार में प्राणियों को जो भी दुःख-शोक-भय, दोर्भाग्य आदि है, 
उनका मूल कारण हिंसा ही है। 


पंग कृष्ठि कुशित्वादि द्र॒ष्ट्वा हिसाफलं सूधी:। 
नीरागस्त्रसजन्तूनां हिंसा संकल्पतस्त्यजेत्‌ ॥ 
-योगशास्थ्र २१९ 
पंगुपन, कोढीपन, कुणित्व (कुब्डापन) आदि हिंसा के बुरे फलों 
को देखकर विवेकवान्‌ गहस्थ निरपराध त्रस जीवों की संकल्पी 
हिंसा का त्याग करे । 


पर-दुःखविनाशिनी करुणा । 
---धर्मबिस्खु 
दया, दूसरो के दुख को दूर करनेवाली है । 
यदि ग्रावा तोये तरति तरणियंद्य दयति-- 
प्रतीच्यां सप्ताचियंदि भजति शैत्यं कथमपि॥ 
यदि क्ष्मापीठं स्थादुपरि सकलस्यापि जगत:, 
प्रसूते सत्त्वानां तदपि न वध' क्वापि सुकृतमर ॥ 

- सिम्दूरप्रकरण २६ 
यदि पानी मे पत्थर तर जाय, सूर्य पश्चिम में उदय हो जाय, 
अग्नि ठ5डी हो जाय और कदाचित्‌ यह पृथ्वी जग़त्‌ के ऊपर हो 
जाय तो भी हिंसा मे कभी धर्म नहीं होता । हि 


सत्य 





त॑ सच्च भगवं । 
--प्रश्तव्याक्रण २।२ 
सत्य ही भगवान है । 
२. सच्च॑मि धिईं कुव्वहा । 
--आँचारांग १२१३ 
रे सत्य मे धृति कर, सत्य मे स्थिर हो । 
३. पुरिसा ! सच्चम्ेव समभिजाणाहि । 
- आचारांग १॥१।३ 
हे मानव ! एक मात्र सत्य को ही अच्छी तरह जान ले, परख ले । 


४. सच्चस्स आणाए उबटिठए मेहावी मारं तरइ । 
- आधारांग (।३,३ 
जो मेधावी साधक सत्य की आज्ञा मे उपस्थित रहता है, वह मार- 
मृत्यु के प्रवाह को तैर जाता है । 


५. जे ते उ बाइणो एवं न ते ससारपारगा । 
--सूत्रकृतांग १११।१।२१ 
जो असत्य की प्ररूपणा करते है, वे संसार सागर को पार नही 
कर सकते । 
६ सच्चेस वा अणवज्ज वयंति । 
“-सूतकछृतांग १६२३ 
सत्य वचनों में भी अनवश्च सत्य (हिसारहित सत्यवचन) श्रेष्ठ है । 
) 8। 


बसा ह मु ् ६ | 


हु 
(७. सादियं न मु बूमा । 
हँः “--मृत्रकृतांग १८१६ 
मन में कपट रख हैं झूठ न बोलो । 


दर नो छायए नो वि य लूसएज्जा । 
“सूत्रकृतांग ११४१६ 
उपदेशक सत्य को कभी छिपाए नहीं और न ही उसे तोड-मरोड़ 
कर उपस्थित करे । 
रद अलियवयण ' 
अयसकरं, वेरकरगं"“मणसंकिलेसवियरण । 
--प्रश्नध्याकरण ११२ 
असत्य बचन बोलने से बदनामी होती है, परस्पर वैर बढ़ता है 
और मन मे सकक्‍्लेश होता है । 
१० असतगुणुदीरका य सतगृूणनासका ये | 
“- प्रश्नव्याकरण १॥२ 
असत्यभाषी लोग गुणहीन के ग्रुणो का बखान करते हैं और गुणी 
के वास्तविक गुणो का अपलाप करते है । 
११ संच्च ' पभासक भवति सव्वभावाण । 
- प्रश्नध्याक्रण २३२ 
सत्य, समस्त्र भाव-विषयो का प्रकाश करनेब्राला है । 


१२ सच्च लोगम्मि सारभूय, गम्भीरतरं महासमुददाओी । 


- प्रश्तस्याकरण २।२ 
ससार में सत्य' ही सासभूत है। 
सत्य महा समुद्र से भी अधिक गंभीर है । 
१३. सच्च व हियं च मियं गाहण चे । 
--अश्वमशाक्ात्म २२ 


ऐसा सत्य दचम बोलना चाहिए, जो हित, गित और प्राक्ष हो । 


"ईद जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


१४ सच्च पि य संजमस्स उवरोहंकारकं किचि वि न वत्तव्बं | 
-प्रश्नव्यांकरण २।२ 
सत्य भी यदि संयम का घातक हो तो नही बोलना चाहिए। 


थे अप्पणो थवणा, परेसु निदा । 
जे --प्रश्वव्याकरण २५२ 
अपनी प्रशसा और दूसरो की निन्‍्दा भी असत्य के ही समकक्ष है । 


१६. काय-वाइ-मनसामृजुत्वमविसवादित्व च सत्यम्‌ । 
--मनोनुशासनम्‌ ६। ३ 
शरीर, वचन एवं मन की सरलता तथा अविसवादित्व (कथनी- 
करणी मे एकरूपता ) को सत्य कहा जाता है । 
१७. अणुमाय पि मेहावी, माया मोसं विवज्जए । 
--दशवेकालिक ५१२५१ 
आत्मविद्‌ साधक अणुमात्र भी माया-मृषा (दम्भ और असत्य) का 
सेवन न करे । 


१८. विसस्सणिज्जो माया व होइ, पुज्जो गुरुव्व लोअस्स । 
सयणुव्व सच्चवाई, पुरिसो सव्बस्स होइ पियो ॥ 
--भक्तपरिज्ञा प्रकोर्णक ६£ 
सत्यवादी माता की तरह विश्वासपात्र होता है, गुरुकी तरह 
लोगो का पूज्य होता है, तथा स्वजन की तरह वह सभी को प्रिय 
लगता है । 
१६. सच्च॑ जसस्स मूलं, सच्छ विस्सासकारण परम । 
सच्चे सग्गद्रं, : सच्चं सिद्धी३ सोफ़ाणं । 
। ३/ , 7 ऑमंज़ंग्रह अधिकार २ श्लोक २६ टीका 
सत्य'बशःका-मूलकारण है। सत्य ही विश्वास प्राप्ति का मुख्य 
'ब्ाप्नक है/सत्व स्व॒नेः क्ा-द्वार है शव फर्फिड्ध काखोपान है । 


सत्य ड७ 


२०... मुसावाओ उ लोगम्मि सव्वसाहुहि गरहिओ । 
--वशवेकालिक ६११३ 
विश्व के सभी सत्पुरुषों ने मृषावाद (असत्य) की निन्‍्दा की है । 


आफ 
(२१० भासियव्वं हिय्र॑ सच्चे । 
--उत्तराष्ययन १९।२७ 
सदा हितकारी सत्य बोलना चाहिए। 


२२. अन्न भासइ अन्न करेइ त्ति मुसावओ । 
--निशीधच्णि ३६८८ 
कहना कुछ और करना कुछ--यहो मृषाबाद (असत्यभाषण) है। 


२३. एकतः सकल पाप-मसत्योत्यं ततोथ्न्यतः । 
पट साम्यमेव वदन्त्यार्या-स्तुलायां ध्ृतयोस्तयो: ॥ 
-शानार्णव, पृष्ठ १२६ 
एक ओर जगत्‌ के समस्त पाप एवं दूसरी ओर असत्य का पाप 
--इन दोनो को तराजू मे तोला जाय तो बराबर होगे--ऐसा 
आरयपुरुष कहते है । 


२४. असत्यमप्रत्ययमूलकारणम । 
--सिन्दूरप्रकरण ३१ 
असत्य अविश्वास का मूल कारण है। अतः विश्वास चाहनेवाले को 
असत्य का त्याग करना चाहिए। 


११ ब ग्रचौर्य 


१. अदत्तादाणं, अणज्जं“ अकित्तिकरणं''सया साहुग रहणिज्जं । 

--प्रश्नध्याकरण १।३ 

अदत्तादान (चोरी) संसार में अपयश बढ़ानेवाला अनाये कर्म है। 
यह सभी भले आदमियों द्वारा निदनीय है। 


० दन्तसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्ज्ण । 

--उत्तराध्ययन सृत्र १९६।२८ 
अस्तेय (अचौय) ब्रत का साधक बिना किसी (स्वामी) की अनुमति 
के, और तो क्‍या, दांत साफ करने के लिये एक तिनका भी नहीं 
लेता । 

३ लोभाविले आययई अदत्तं । 

-- उत्तराध्ययन सृत्र २२।२६ 
जब आत्मा लोभ से कलुषित होता है तो चोरी करने को प्रवृत्त 
होता है। अर्थात्‌ चोरी का »रक लोभ है । 

४. अनिष्ठादप्यनिष्ट॑ च अदत्तमपलक्षणे । 
-हिंगुलप्रकरण 
चोरी करना सबसे निकृष्ट कुलक्षण है । 
५. दौर्भाग्यं च दरिद्रत्वं लभते चौयंतो नरः । 
की ---उपदेशप्रासाद, भाग १ 
चोरी करने से मनुष्य दौर्भाग्य और दरिद्वता को प्राप्त होता है । 


है $-+ 


६: एकस्येकक्षणं दुःखं मार्यमाणस्य जायते । 
सपुत्र--पोत्रस्य पुन याविज्जीवं हते धने । 
“योगशास्त्र २।६८ 
किसी को मारने पर तो उसे अकेले को, कुछ क्षण का ही दुख 
होता है, कितु किसी का धनहरण करने पर उसे, तथा उसके पुत्र 
पौत्रों को जीवन भर के लिए दुःख होता । 


७. ग्रणा गौणत्वमायाति याति विद्या विडम्बनाम्‌ । 
चौयेंणाकीतंयः प्‌सां शिरस्यादधते पदम्‌ । 
--ज्ञानारणंव १२८ 
चोरी करने से गुण छुप जाते हैं, विद्या निम्कमी हो जाती है और 
बदनामी सिर पर चढ़कर बोलती है। 


८. तुलामानयोरव्यवस्था व्यवहारं दूषयति । 
कल --नोतिवाक्यामृत ८॥१ ३ 
तोल-माप की अव्यवस्था व्यवहार को, (व्यापार को) दूषित कर 
डालती है। 
६. अदिन्नमन्नेसु य णो गहेज्जा । 
-सृत्रकृतांग १०१२ 
बिना दी हुई किसी की कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए । 


१०. अदत्तं नाददीत स्वं | 
-- योगशास्शत्र २४६६ 
दूसरों का धन विना दिए मत लो | 


१२ ब्रह्मचयें 


तवेसु वा उत्तमं बंभचेरं । 

““सूत्रकृतांग १।६२३ 

तपो में सर्वोत्तम तप है--नब्रह्मचर्य । 
बंभचेरं उत्तमतव-नियम-णाण दंसण-- 
चरित्त-सम्मत्त-विणयमूलं । 

--प्रश्वव्याकरण २।४ 
ब्रह्मचयें---उत्तम तप, नियम, ज्ञान, चारित्र, सम्यक्त्व और विनय 
का मूल है । 

जंमि य भग्गंमि होइ सहसा सब्बं भग्गं*"! 
जंमि य आराहियंमि आराहिय॑ वयमिणं सब्वं '। 

--प्रश्नव्याकरण २।४ 
एक ब्रह्मचय॑ के नष्ट होने पर सहसा अन्य सब गुण नष्ट हो जाते 
हैं । एक ब्रह्मचर्य की आराधना कर लेने पर अन्य सब शील, तप 
विनय आदि ब्रत आराधित हो जाते है । 

अणेगा गुणा अहीणा भवंति एक्कमि बंभचेरे । 

--प्रश्नव्याकरण २।४ 
एक ब्रह्मचर्य की साधना करने से अनेक गुण स्वयं प्राप्त (अधीन) 
हो जाते है । । 

स एव भिक्‍्खू, जो सुद्ध चरति बंभचेरं । 

-- प्रश्वव्याकरण २४४. 

जो शुद्धभाव से ब्रह्मचर्य पालन करता है, वस्तुत: वही भिक्षु है । 
॥2० 


ब्रह्मचरय ५१ 


७. देव-दाणव-गंधव्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा । 
बंभयारि नमंसंति, दुक्‍्करं जे करंति त॑॥ 
-उत्तराध्ययन १६।१६ 
देवता, दानव, गधवं, यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी ब्रह्मचयं के 
साधक को नमस्कार करते है। क्योकि वह एक बहुत दृष्कर 
कार्य करता है। 
८. . जीवो बंभा जीवम्मि चेव चरिया, हविज्ज जा जदिणो। 
त॑ जाण बंभचेरं, विमु॒क्कपरदेहतित्तिस्स ।। 

->भगवती आराधना ८७८ 
ब्रह्म] का अर्थ है--आत्मा, आत्मा में चर्या-रमण करना ब्रह्मचर्य 
है । ब्रह्मचारी की पर-देह मे प्रवृत्ति और तृप्ति नही होती । 

£. द्रव्यब्रह्म अज्ञानिनां वस्तिनिग्नह, मोक्षाधिकारशूृन्यत्वात्‌ । 
--त्तराध्ययनचणि १६ 
अज्ञानी साधको का चित्तशुद्धि के अभाव मे किया जानेवाला 
केवल-जननेन्द्रिय-निग्रह द्रव्य ब्रह्मचय है, क्योकि वह मोक्ष के अधि- 
कार से शून्य है । 
१० वस्तीन्द्रियमनसामुपशमोब्रह्म चयम्‌ । 
-मसनोनुशासन ६।५ 
जननेन्द्रिय, इन्द्रियसमूहू और मन की शाति को ब्रह्मचयं कहा 
जाता है। 
११. नाल्‍्पसत्त्वन निःशीले - नंदीनेर्नाक्षनिजिते: । 
क स्वप्नेषपि चरितु' शक्यं, ब्रह्मचय॑मिदं नरे:।। 
- ज्ञानार्णव, पृष्ठ १३३ 
अल्पशक्तिवाले, सदाचा ररहित, दीन और इन्द्रियो द्वारा जीते गये 
लोग इस ब्रह्मचर्य को स्वप्न मे भी नहीं पाल सकते । 


५२ 


१४. 


१५. 


धर 


१७. 


१ृद. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


कम्पः स्वेदः श्रमो मूर्छा, भ्रमिरग्लॉनिबंलक्षयः । 
राजयक्ष्मादि रोगाइच, भवेयुमथुनोत्थिताः ॥। 
--योगशास्त्र २। ७८ 
मैथुन से कप-कंपी, स्वेद-पसीना, श्रम-थकावट, मूर्छा-मोह भ्रमि- 
चक्कर आना, ग्लानि--अंगों का टूटन,, शक्ति का विनाश, 
राज्ययक्ष्मा--क्षयरोग तथा अन्य खाँसी, श्वास आदि रोगों की 
उत्पत्ति होती है । 
कुलशी लसमेः साध॑ कृतोदवाहोडन्यगोत्रज: । 
--योगशास्त्र १।४७ 
समानकुल और समानशीलवाली अन्य गोत्र में उत्पन्न कन्या के 
साथ विवाह करनेवाला आदर्श गृहस्थ होता है । 


धर्मार्थावि रोधेन काम सेवेत । 

--नीतिवाक्यामृत ३२ 
धर्म और धन का नाश न करते हुए काम का सेवन करना 
उचित है | 

प्राणसंदेह - जननं॑ परम वेरकारणम्‌ । 
लोकद्वयविरुद्ध च, परस्त्रीगमनं त्यजेत्‌ ॥ 
“-योगशास्त्र २।६७ 
परस्त्रीगमन प्राण-नाश के सन्देह को उत्पन्न करनेवाला है, 
परम वर का कारण है और इहलोक-परलोक--ऐसे दोनों लोकों 
को नष्ट करनेवाला है, अतः परस्त्रीगमन को त्याग देना चाहिए। 


सव॑स्वहरणं बन्धं, शरीरावयबच्छिदाम्‌ । 
मृतदच नरक घोर॑, लभते पारदारिकः ।। 
--योगशास्त्र २।६८ 
परस्त्रीगामी पुरुष को यहाँ सर्व धन का नाश, जेल आदि का 
बन्धन एवं शरीर के अवयवों का छेदन प्राप्त होता है और वह 
मरकर घोर नरक में जाता है। 


१३ अपरि ग्रह 


बहुंपि लद॒धु न निहे, 
परिग्गहाओ अप्पाणं अवसक्किड्जा । 
--आचारांग १।२॥५ 
अधिक मिलने पर भी संग्रह न करे। 
परिग्रह-वृत्ति से अपने को दूर रखे । 


परिग्गहनिविदठाणं वेरं॑ तेसि पवड़्ढई । 
-+सन्रकृतांग १।६।३े 
जो परियग्रह (संग्रहवृत्ति) मे फँसे है, वे संसार मे अपने प्रति वर 
ही बढाते है | 


लोभ-कलि-कसाय-महक्खंधो, 
चितासयनिचयविपुलसालो । 

-“-प्रश्तू० १॥४ 
परिग्रह रूपी वृक्ष के स्कन्ध अर्थात्‌ तने है--लोभ, कक्‍्लेश और 
कषाय । चिन्ता रूपी संकड़ो ही सघन और विस्तीर्ण उसकी 
शाखाये है । 


नत्यथि एरिसो पासो पडिबंधो अत्थि, 
सब्बजीवाणं सव्बलोए। 

“-प्रश्न० १॥५ 
संसार में परिग्रह के समान प्राणियों के लिए दूसरा कोई जाल 
एवं बन्धन नही है । 

४३ 


प्र्ड जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


५. अपरिग्गहसंवुडेणं लोगंमि विहरियव्व॑ । 

-- प्रश्न० २॥३ 
अपने को अपरिग्रह भावना से संवृत (संयत) बनाकर लोक में 
विचरण करना चाहिए । 

८, जे सिया सबन्निहिकामे, गिही पव्वइए न से 
--देशवेकालिक ६।१६ 
जो सदा संग्रह की भावना रखता है वह साधु नहीं, कितु (साधुवेष 
में) गृहस्थ ही है । 
७, मुच्छा परिग्गहो वुत्तो। 
- देशवेकालिक ६॥२१ 
मूर्च्छा को ही वस्तुत: परिग्रह कहा है । 
24 मूर्च्छा परि ग्रह: 
-तत्वार्थसृत्र ७१२ 
मूर्च्छा ही परिग्रह है। 
&. अध्यात्मविदो मूच्छी परिग्रह॑ वर्णयन्ति । 
--प्रशभरति 
अध्यात्मवेत्ता वास्तव में मूर्च्छा को ही परिग्रह बताते है । 
१०. प्राज्ञस्याउपि परिग्रहो ग्रह इव क्लेशाय नाशाय च । 
---सुत्रकृतांगटोका १।१।१ 
परियग्रह (अज्ञानियों के लिए तो क्या) बुद्धिमानों के. लिए भी 
मगर की तरह क्लेश एवं विनाश का कारण है । 
(११) 
हर कि न क्लेशकरः परिग्रहनदीपूरः प्रवृद्धिगतः । 
-सिन्दुरप्रकरण ४१ 
नदी के वेग की तरह बढ़ा हुआ परियग्रह भी क्या-क्या क्लेश पैदा 
नही करता ? 


अपरि ग्रह ५५ 


१२. स्वभावेषुमूर्च्छायास्त्याग: स्यादपरिग्रह: । 
--त्रिषष्ठिशलाका पुरुषचरित 
सभी पदार्थों पर से आसक्ति हटा लेना ही अपरिय्रह ब्रत है । 
१३. अतिरेगं अहिगरणं । 

--औओपघलनि० ७४४५ 
आवश्यकता से अधिक एवं अनुपयोगी उपकरण (सामग्री) रखना 
अधिकरण (क्लेशप्रद एवं दोबरूप) हो जाते हैं । 

002 अपरिग्गहो अणिच्छी भणिदो ! 
है --समयसार २१२ 
वास्तव में अनिच्छा (इच्छामुक्ति) को ही अपरिग्रह कहा है । 
ग्र ५. अप्पगाहा, सम्मुद्सलिले सचेल-अत्थेण । 
--सृत्रपाहुड २७ 
ग्राह्म वस्तु में से भी अल्प (आवश्यकतानुसार) ही ग्रहण करना 
चाहिये । जैसे समुद्र के अथाह जल में से अपने वस्त्र धोने के 
योग्य अल्प जल ही ग्रहण किया जाता है । 
१६. गंथोश्यंथो व मओ मुच्छा मुच्छाहि निच्छयओ | 
--विशेषाबश्यकभाव्य, २५७३ 
निश्चयदृष्टि से विश्व की प्रत्येक वस्तु परिग्रह भी है और 
अपरिग्रह भी । यदि मूर्छा है तो परिग्रह है, मूर्छा नहीं है तो 
परिग्रह नहीं है । 


१७... ज्ारंभपूर्वको परिग्रहः । 
--सुत्रकृतांगर्वाण ११२२ 


परिग्रह (धन संग्रह) बिना हिसा के नही होता । 


4८. अत्यो मूल अणत्थाणं । 
--मरणसमाधि० ६०३ 


अर्थ, अनर्थों का मूल है । 


१४ ग्रभयव्रत 


१. 
र्ज 


२. 


दाणाणसेटठं अभयप्पयाणं । 
““सृत्र ० १।६२३ 
अभयदान ही सवे श्रंष्ठ दान है। 
ण भाइयव्वं, भीतं॑ खु भया अइति लहुय॑ । 
- प्रश्त० २१२ 
भय से डरना नहीं चाहिए। भयभीत मनुष्य के पास भय शीक्र 
आते हैं । 


भीतो अबितिज्जओ मणस्सो । 
--प्रश्व० २॥२ 
भयभीत मनुष्य किसी का सहायक नहीं हो सकता । 
भीतो भतेहि घिप्पइ । 
--प्रश्न ० २३२ 
भयाकुल व्यक्ति स्वयं भूतों का शिकार होता है । 
भीतो अन्न पि हु भेसेज्जा । 
-* प्रश्न० २३२ 
स्वयं डरा हुआ व्यक्ति दूसरों को भी डरा देता है । 
भीतो तवसंजमं पि हु मुएज्जा । 
भीतो य भर न नित्यरेज्जा । 
-+-अश्त० २३२ 


२६ 


अभयष्गत १७ 


भयभीत व्यक्ति तप और संयम की साधना छोड़ बैठता है। भय- 
भीत किसी भी गुरुतर दायित्व को नहीं निभा सकता है। 


७. न भाइयब्वं भयस्स वा, वाहिस्स वा, 
रोगस्स वा, जराएवा, मच्चुस्स वा । 
“-प्रश्न० २३२ 
आकस्मिक भय से, व्याधि (मन्दघातक कुष्ठादि रोग) से, रोग 
(शी ध्रधातक हैजा आदि) से बुढापे से, और तो क्या, मृत्यु से 
भी कभी डरना नही चाहिए । 


८. दाणाणं चेव अभयदाण । 
--प्रश्न० २४४ 
सब दानों मे अभयदान श्रंष्ठ है। 
४5. जो ण कुणइ अवराहे, सो णिस्संको दू जणवए भमदि। 
2 --समयसार ३०२ 
जो किसी प्रकार का अपराध नहीं करता, वह निर्भय होकर 
जनपद में म्रमण कर सकता है । इसी प्रकार निरपराध--निर्दोष 
आत्मा ( पाप नहीं करनेवाला ) भी सचत्र निर्भभ होकर 
विचरता है । 


१०. अभयदाया भवाहि य | 


ड़ --- उत्तराध्ययन् १८११ 
सब को अभयदान देनेवाले बनो ! 
११. निब्भएण गतव्बं । 
लिशीयचर्णि २७३ 


जीवन पथ पर निर्भय होकर विचरण करना चाहिए । 


१५ कषाय 


१. 


ड, 


सुह-दुक्खसहियं, कम्मखेत्तं कसन्ति जे जम्हा । 
कलुसंति जं च जीवं, तेण कसाय त्ति व॒ुच्च॑ति ॥। 
-प्रशापनापद १३, टीका 
सुख-दुःख के फलयोग्य--ऐसे कमंक्षत्र का जो कर्षण करता है, 
और जो जीव को कलुषित करता है, उसे कषाय कहते हैं । 


होदि कसाउम्मत्तों उम्मत्तो, तथघ ण पित्तउम्मत्तो । 
- भगवती आराधना १ ३१ 
वात, पित्त आदि विकारों से मनुष्य वैसा उन्मत्त नहीं होता, 


जैसा कि कषायो से उन्मत्त होता है। कषायोन्मत्त ही बस्तुतः 
उन्मत्त है । 


जस्स वि अ दुष्पणिहिआ होंति कसाया तवं चरंतस्स । 

सो बालतवस्सीवि व गयण्हाणपरिस्समं॑ कुणइ ॥। 

--बंशवेकालिकनियु क्ति ३०० 

जिस तपस्वी ने कपायों को निगृहीत नहीं किया, वह बाल- 

तपस्वी है, उसके तपरूप में किए गए सब कायकष्ट गजस्नान की 
तरह व्यर्थ हैं । 


सामनन्‍नमणचरंतस्स कसाया जस्स उक्कडा होंति । 
मन्‍्नामि उच्छुफुल्लं व निप्फलं तस्स सामन्‍न॑॥। 
--देशवेकालिकनियु क्ति ३०१ 
अप 


कषाय ह भ्ह 


श्रमणधर्म का अनुकरण करते हुए भी जिसके क्रोध आदि 
कषाय उत्कट हैं तो उसका श्रमणत्व वैसा ही निररथ्थक है, जैसा 
कि ईख का फूल । 


अणथोब॑ वणथोव॑, अग्गीथोव॑ कसायथोव॑ च। 
ण हु भे वीससियव्वं, थोवं पि हु ते बहूं होइ ॥ 
--आवश्यकनियु क्ति १२० 
ऋण, ब्रण (घाव) अग्नि और कषाय, यदि इनका थोड़ा-सा अंश 
भी है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये अल्प भी समय 
पर बहुत [विस्तृत | हो जाते हैं । 
है; अकसायं खु चरित्तं, कसायसहिओ न संजओ होई । 
--वहत्कल्पभाष्य २७१२ 
अकषाय [वीतरागता] ही चास्त्रि है। अतः: कषायभाव रखने 
वाला संयमी नहीं होता । 
(७. जह कोहाइ विवढ्ढी, तह हाणी होइ चरणे वि । 
--निशीथभाष्य २७६ 
ज्यों-ज्यों क्रेधादि कपाय की वृद्धि होती है।। त्यों-त्यों चारित्र की 
हानि होती है । 


दे जं॑ अज्जिय चन्त्तिं, देसूणाए वि पृव्वकोडीए। 
त॑ पि कसाइयमेत्तो, नासेइ नरो मुहुत्तण्ण॥ 
--+निशीयभाष्य २७६३ 
देसोनकोटिपूर्व की साधना के द्वारा जो चारित्र अर्जित किया है, 
वह अन्तमु हुर्त भर के प्रज्वलित कषाय से नष्ट हो जाता है। 


&. कोहं माणं च मायं च, लोभं॑ च पाववड्ढणं। 
बमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हियमप्पणों ॥ 
हु --दशवेकालिक ८।३७ 


६० 


११६ 


१२. 


१३. 


जनप्र्म की हजार शिक्षाएं 


क्रोध, मान, माया और लोभ-ये चारों कषाय पाप की वृद्धि करने 
वाले हैं, अतः: आत्मा का हित चाहनेवाला साधक इन दोषों का 
परित्याग कर दे । 


कोहो पोइ पणासेइ, माणो विणयनासणों। 
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्ब विणासणो ।। 
--दशवेकालिक ८।३८ 


क्रोध प्रीति का नाशः करता है, मान विनय का, माया मैत्री का 
और लोभ सभी सद्‌गुणों का विनाश कर डालता है। 


उवसमेण हणे कोहं, माणं महृवया जिणे। 
मायमज्जवभावेण, लोभ॑ संतोसओ जिणे॥ 
--दशवकालिक ८।३६ 


क्रोध को शान्ति से, मान को मृदुता-नम्न ता से, माया को ऋजुता- 
सरलता से और लोभ को सतोष से जीतना चाहिये । 


चत्तारि कसाया सिचंति मूलाई पुणब्भवस्स । 
--दशवेकालिक ८।४० 


चार कषाये पुनज्जन्म रूप बेल को प्रतिक्षण सीचते रहते है। 


अहे वयइ कोहेण, माणण अहमा गई । 
माया गइपडिग्घाओ, लोभाओ दुहओ भयं ॥ 
- उत्तराध्ययत्त €६।|५४ 


ऋरोध से आत्मा नीचे गिरता है। मान से अधमगति प्राप्त 
करता है । माया से सदर्गत का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 
लोभ से इसलोक और परलोक--दोनों में ही भय--कष्ट होता । 


कषाय ६१ 


२१४, कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुय सील तवो जल । 
--उत्तराष्ययन २३।५३ 
कषाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) को अग्नि कहा है। 


उसको बुझाने के लिए श्र्‌त [ज्ञान], शील, सदाचार और तप 
जल के समान है । 


१५ ससारस्स उ मूल कम्मं, तस्स वि हुंति य कसाया । 
--आधघारांगनियु क्ति १८६ 
संसार का मूल कर्म है और कर्म का मूल कषाय है । 


१६ क्रोध 


प्‌ 


पव्वयराइसमाणं कोहं अणुपविट्ठे जीवे। 
काल॑ करेइ णेरइएसु उबवज्जति ॥ 
-स्थानांग ४२ 
पर्वत की दरार के समान जीवन मे कभी नही मिटनेवाला उग्र 
क्रोध आत्मा को नरकगति की ओर ले जाता है । 
कुद्धों "सच्च॑ सील॑ विणय॑ हणेज्ज । 

-- प्रश्वव्याकरण २२ 
क्रोध मे अंधा हुआ व्यक्ति, सत्य, शील और विनय का नाश कर 
डालता है । 

जे य चड मिए थद्ध दुव्बाई नियडी सढे। 
बुज्भइ से अविणोयप्पा, कट्ठं सोयगयं जहा । 
--देशवेकालिक ६।२।३ 
जो मनुष्य क्रोधी, अविवेकी, अभिमानी, दुर्वादी, (कटुभाषी) 
कपटी और धू्त है, वह ससार के प्रवाह में वेसे ही बह जाता है, 
जैसे जल के प्रवाह मे काष्ठ । 
अप्पाणं विन कोबए। 

-- उत्तराध्ययन १४० 

अपने-आप पर भी कभी क्रोध न करो । 


कोहविजए णं खंति जणयई । 
--उत्तराध्ययन २६।६७ 
क्रोध को जीत लेने से क्षमाभाव जागृत होता है । 
पासम्मि बहिणिमायं, सिसुपि हणेइ कोहंधो । 
--वसुनन्दिभ्ावकाचार ६७ 
ध्रे 


क्रोध ६३ 


क्रोध में अन्धा हुआ व्यक्ति पास में खड़ी मां, बहन और बच्चे 
को भी मारने लग जाता है । 
श्र कोवेण रक्‍्खसो वा, णराण भीमो णरो हवदि । 
-- भगवती आराधना १३६१ 
क्रद्ध मनुष्य राक्ष की तरह भयद्धूर बन जाता है । 
कर रोसेण रुहहिदओ, णारगसालो णरो होदि। 
--भगवतीआराधना १३६६ 
क्रोध से मनुष्य का हृदय रोद्र बन जाता है, वह मनुष्य होने 
पर भी नारक (नरक के जीव) जैसा आचरण करने लग जाता 
है । 
€. कोहेण अप्पं डहित परं च, अत्थं च धम्म॑ च तहेब काम॑। 
तिव्वंपि वेरं य करेंति कोधा, अधमं गति वाविउबिति कोहा ॥ 
-- ऋषिभाषधित ३६।१३ 
क्रोध से आत्मा 'स्व' एवं 'पर' दोनों को जलाता है अर्थ-धर्म-काम 
को जलाता है, तीऩ वेर भी करता है तथा नीचगति को प्राप्त 
करता है । 
5» भस्मी भवति रोषेण पुसां धर्मात्मक॑ वपुः। 
- शुभचन्द्राचार्य 
क्रोध से मनुष्य का धर्म प्रवृत्ति रूप शरीर जल जाता है। 
११, उत्तापकत्वं हि सवंकायेंष सिद्धीनां प्रथमोडन्तरायः । 
--नोतिवाक्यामृत १०१३४ 
गर्म होना सभी कार्यों की सिद्धि मे पहला विध्न है । 
१२.८: न कस्यापि ऋ,द्धस्य पुरस्तिष्ठेत्‌ । 
डा --नीतिवाक्यामृत ७७ 
क्रद्ध व्यक्ति के सामने खड़े मत रहो ! फिर चाहे वह कोई 


भी हो । 


श् 


१७ ग्रभिमान 


३. 
ट 


है 


* है. 


बालजणो पगब्भई । 
सत्र० १।११॥२ 
अभिमान करना भज्ञानी का लक्षण है । 
अन्न जणं पस्सति बिबभृयं। 
“-सत्र० १।१३॥।८ 
अभिमानी अपने अहंकार में चर होकर दूसरों को सदा बिम्बभूत 
(परछाई के समान तुच्छ) मानता है । 


अन्नं जणं खिंसइ बालपनने । ह 
“सूत्र० १।१३।१४ 
जो अपनी प्रज्ञा के अहंकार में दूसरों की अवज्ञा करता है, वह 
मंदबुद्धि (बालप्रज्ञ) है । 
सेलथंभसमाणं मां अणपविट्ठे जीवे, 
काल॑ करेइ णेरइएसु उववज्जति। 

“सथानांग ४।२ 
पत्थर के खम्भे के समान जीवन में कभी नहीं झुकनेवाला अहं- 
कार आत्मा को नरकगति की ओर ले जाता है । 

माणविजए ण॑ मददवं जणयई । 
“-उत्तराष्ययन २९।६८ 
अभिमान को जीत लेने से मृदुता (नम्नता) जागृत होती है। 
धडं 


अभि मान हर 


१०. 


,६..>सयणस्स जणस्स पिओ, णरो अमाणी सदा हवदि लोए। 


णाणं जसं च अत्य॑, लभदि सकज्ज॑ व साहेदि ॥ 
--भगवती आराधना १३७६ 


निरभिमानी मनुष्य जन और स्वजन--सभी को सदा प्रिय 
लगता है। वह ज्ञान, यश और सम्पत्ति प्राप्त करता है तथा 
अपना प्रत्येक कार्य सिद्ध कर सकता है। 


मानश्चित्तोन्नतिः । 


- अभिधान-चिन्तामणि २।२३१ 
मन की उद्धतता का नाम ही मान है। 


जे' माणदंसी से मायादंसी | 
““>अआचधाशांग ३॥४ 
जो मान करता है, उसके हृदय में माया भी रहती है । 


उन्नयमाण य नरे महामोहे पम्ृज्भइ । 

“-आचारांग ५४ 
अभिमान करता हुआ मनुष्य महान मोह से मूढ़ होकर विवेक- 
शन्य हो जाता है। 

जाति-लाभ-कुलश्वयं - बल-रूप-तपः श्रूतेः । 
कुव॑न्‌ मद पुनस्तानि, हीनानि लभते जनः ॥ 
“--योगशास्त्र ४॥१३ 
जाति-लाभ-कुल, ऐश्वर्य, बल, रूप, तप और ज्ञान का मद 
करता हुआ जीव भवान्तर में हीन-जाति आदि को प्राप्त 
करता है। 


६ 
११. 


जैनधर्म की हजार लिक्षाओ 


से असइ' उच्चागोए, असइ तीयाबोए । 

नो हीणे, नो अइरित्ते । 
हे --आधारांग १।२॥३ 

यह जीवात्मा अनेक बार उच्चग्रोत्र में जन्म ले चुका है और 

अनेक बार नीच गोत्र में। 

इस प्रकार विभिन्न गोत्रों में जन्म लेने मात्र से न कोई आत्मा 

हीन होता है और न कोई महान्‌ ।. 


१5 माया 


१. जद वि य णिनणे किसे चरे, जह वि य भु जेमासमंतसो । 
जे इह मायाइ मिज्जद, आगंता गब्भाइणंतसो | 
--सृत्रकृतांग ११२।१।६ 
भले ही नग्त रहे, मास-मास का अनशन करे और शरीर को 
कुश एवं क्षीण कर डाले, किन्तु जो अन्दर में दम्भ रखता 
है, वह जन्म-मरण के अनन्तचक्र में भटकता ही रहता है । 
२. माई पमाई पुण एइ गब्भं। 

-ओआखज्वारांग १।३॥१ 
मायावी ओर प्रमादी बार-बार गर्भ में अवतरित होता है, जन्म 
मरण करता है । 

३. वंसीमृलकेतणसमाणं मायं अणुपविट्ठे जीवे, 

काल॑ करेदइ णेरइएसु उववज्जति। 
-ञथानांग ४२ 
बांस की जड़ के समान अतिनिविड़-गांठदार दम्भ आत्मा को तरक 

गति की ओर ले जाता है। 

_+- मायी विउव्वइ, नो अमायी विउब्बद । 
-अंगवती १३।६ 
जिसके अन्तर में माया का अंश है, वही विकुर्वणा (नाना 
रूपों का प्रदर्शन) करता है। अमायी (सरल आत्मावाला) नहीं 


करता । 
१3 ६७ 


दर्द 
धू, 


१०. 


११, 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


मायाविजएणं अध्जवं॑ जणयइ । 
-उत्तराधष्यपत २९१९६ 


माया को जीत लेने से ऋजुता (सरल-भाव) प्राप्त होती है । 


सच्चाण सहस्साण वि, माया एक्कावि णासेदि । 
--भगवतो-आराधना १३८४ 
एक माया (कपट)-हजारों सत्यों का नाश कर डालती है। 


माई अवश्नवाई, किव्विसियं भावण कुव्वइ । 

“ बृहत्कल्पभाष्य १३०२ 
जो मायावी है और सत्पुरुषों की निन्दा करता है, वह अपने 
लिए किल्विषिक भावना (पापयोनि की स्थिति) पैदा करता 
है । 

मायामोसं वड़्ढई लोभदोसा । 
“--उत्तराध्ययन ३२॥३० 
माया- मृषावाद लोभ के दोषों को बढ़ाता है । 


खड्धारां मधुलिप्तां, विद्धि मायामृषां ततः । 


- हिगुलप्रकरण 
मायायुक्त मृषा को मधुलिप्त तलवार की धार के समान 
समझो । 

माया तैयेंगयोनस्य । 

--तत्वाथंसत्र ६६२७ 
माया तिय॑ंचयोनि को देनेवाली है। (तिर्यंच माया के कारण ही 
बांके होकर चलते हैं ।) 

भुबनं वठःचयमाना, वंचयन्ति स्वमेष हि। 
- उपदेशप्रासाद 


माया 


१२. 


१३. 


६६ 


जगत्‌ को ठगते हुए कपटीपुरुष वास्तव में अपने आप को ही 
ठगते है । 
व्यसनशतसहायां दूरतो मुच मायाम्‌ । 
--सिल्दूरप्रकरण ५६ 
सैकडो दुख देनेवाली माया को दूर से ही छोड़ दो । 


काष्ठपाश्यामकर्देव पदार्थोरध्यते । 
--नीतिवाक्यामृत ८।२२ 
काठ की हाडी मे एक बार ही पदार्थ पकाया जा सकता है, दूसरी 
बार नही, वैसे ही माया-कपट से एक बार ही आदमी अपना काम 
निकाल सकता है, दूसरी बार कोई उसके कपट जाल में 
नही फसता । 


१९ लोभ 


१. इच्छा हु आगाससमा अणंतिया । 
हे --उत्तराध्ययन ६॥४८ 
इच्छाएं आकाश के समान अनन्त है--असीम है । 
२. लोभपत्ते लोभी समावइज्जा मोसं बयणाएं। 
-आचारांग २।३।१५॥२ 
लोभ का प्रसंग आने पर व्यक्ति असत्य का आश्रय ले लेता है ! 
३. ममाइ लुप्पद बाले। 

--सूत्रकृतांग १११४४ 
यूँ मेरा है--वह मेरा है---इस ममत्व-बुद्धि के कारण ही बाल- 
जीव (मूख्॑प्राणी) विलुप्त होते है--संसार में भटकते हैं । 

४. सीहं जहा व कुणिमेण, निब्भयमेग चरति पासेणं । 

“5संत्रकृतांग १।४११॥८ 
निर्भय अकेला विचरनेवाला सिंह भी मास के लोभ से जाल में 
फस जाता है । (वैसे ही आसक्तिवश मनुष्य भी) । 


५. अन्ने हरन्ति त॑ वित्त, कम्मी कम्मेहि किच्चती । 
“सत्र कृतांग १३६४४ 
यथावसर सचित धन को तो दूसरे उड़ा लेते है, भौर सग्रही को 


अपने पाप कर्मों का दुष्फल भोगना पड़ता है। 
० 


६. 


है| ७०0५ 


है. 


हे 


७१ 


किमिरागरत्तवत्यसमाण्ं लोभं अणुपविट्ठे जीवे, 


काल॑ करेद्द नेरइएसु उववज्जति । 
--स्थानांग ४)२ 


कृमिराग अर्थात्‌ मजीठ के रंग के समान जीवन में कभी नहीं 
छूटनेवाला लोभ आत्मा को नरकगति की ओर ले जाता है । 
इच्छालोभिते म्ुत्तिमग्गस्स पलिमंथू । 
--स्थानांग ६॥३ 
लोभ, मुक्तिमा्ग का बाधक है । 
लुद्धो लोलो भणज्ज अलियं। 
-: प्रश्तव्याकरण २१२ 
मनुष्य लोभग्रस्त होकर झूठ बोलता है । 
कसिणं पि जो इम॑ लोयं, पडिपुण्णं दलेज इक्कस्स । 
तेणावि से ण संतुस्से, इइ दुष्पूरए इमे आया॥। 
--उत्तराध्ययत ८।१६ 
धन-धान्य से भरा हुआ यह समग्र विश्व भी यदि किसी एक 
व्यक्ति को दे दिया जाय, तब भी वह उससे सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता-- इस प्रकार आत्मा की यह तृष्णा बड़ी दुष्पूर (पूर्ण होना 
कठिन ) है । 
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई । 
दो मासकयं कज्जं, कोडिएवि न निट््ठिय॑ ॥ 
--उत्तराध्ययन ८१७ 
ज्यों-ज्यों लाभ होता है, त्यो-त्यों लोभ होता है। इस प्रकार 
लाभ से लोभ निरन्तर बढ़ता ही जाता है। दो माशा सोने से संतुष्ट 


' होनेवाला करोड़ो (स्वणंमुद्राओं ) से भी सन्तुष्ट नहीं हो पाया । 


लोभ विजएणं संतोसं जणयई । 
लोभ को जीत लेने से संतोष की प्राप्ति होती है । 


२९७७७ 


७२ जैनंधर्म की हजार शिक्षाएं 


१२. सक्‍का वण्ही णिवारेतु, वारिणा जलितो बहि। 
सव्वोदही जलेणावि, मोहर्गी दुण्णिवारओ ।। 
--ऋषिभाषित ३१० 
बाहर से जलती हुई अग्नि को थोड़े से जल से शान्त किया जा 
सकता है । किन्तु मोह अर्थात्‌ तृष्णारूपी अग्नि को समस्त समुद्रों 
के जल से भी शान्‍्त नहीं किया जा सकता | 


(१३३) भवतण्हा लया वत्ता भोमा भीमफलोदया । 


---उत्त राध्ययन २३।४७ 
संसार की तृष्णा भयंकर फल देनेवाली विष-बेल है । 
१४. सन्व॑ जगं॑ जइ तुब्भं, सव्वं वा वि धर्ण भवे । 
सब्बं पि ते अपज्जत्तं नेवं ताणाय तं तब ।। 

--उत्तराध्ययन १४।३६ 

यदि यह जगत्‌ ओर सब जगत्‌ का सब धन भी तुम्हें दे दिया 


जाय, तब भी वह (जरा-मृत्यु आदि से) तुम्हारी रक्षा करने में 
अपर्याप्त--असमर्थ है । 


१५. इच्छा लोभं न सेविज्जा । 
-- आचारांग ८।८२ ३ 
इच्छा एवं लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए । 


१६. इच्छा बहुविहा लोए, जाए बढ्ों किलिस्सति | 
तम्हा इच्छामणिच्छाए, जिणित्ता सुहमेधति ।। 

४०३१ 
संसार में इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं, जिनसे बंधकर जीव दुःखी 
होता है। अतः इच्छा को अनिच्छा से जीतकर साधक सुख पाता 
है। 


७के 


प्रथममशनपानप्राप्तिवाअछाविहस्ता 
स्तदनु वसनवेद्माधलड्कृतिव्यग्रचित्ता: । 
परिणयनमपत्यावाप्तिमिष्टेन्द्रियार्थान, 


सततमभिलषन्‍्तः स्वस्थतां क्वाश्नुवोरन्‌ ।। 
---शान्तासुधा रस-का रुण्यधावना 


१७. 


रोटी, पानी, कपड़ा, घर, आभूषण, स्त्री, सन्‍्तान एवं इन्द्रियों के 
इष्ट शब्दादि विषयों की अभिलाषा मे व्याकुल बने हुए संसारी 
जीव स्वस्थता का स्वाद कंसे ले सकते है ? 


रैष, भूशय्या भेक्ष्यमशनं, जीणंवासो वन गृहम्‌ । 
तथापि निःस्पृहस्याहो ! चक्रिणोप्यधिकं सुखम्‌ ।। 


चाहे भूमि का शयन है, भिक्षा का भोजन है, पुराने कपड़े हैं एवं 
बन में घर है, फिर भी निःस्पृष्ठ मनुष्य को चक्रवर्ती से भी अधिक 


सुख है । 
१६, लोभमूलानि पापानि, रसमूलानि व्याधयः | 
स्नेहमलानि शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव ॥ 
- उपदेशमाला 
लोभ पापों का मूल है, रसासक्ति रोगो का मूल है और स्नेह 


शोकों का मूल है। इन तीनों को त्यागकर सुखी बनो ! 
क्र 
हा 


२० संतोष 


१. 


२. 


३. 


है. 


२. 


संतोसिणी नो पकरेति पाव॑ । 


* “सूशज्रकृतांग ११२१५ 
संतोषी साधक कभी कोई पाप नहीं करते । 


संतोसपाहन्नरए स पृज्जो । 
--देशवेफालिक ६॥३।४५ 
जो संतोष के पथ में रमता है, वही पृज्य है । 
सह अतित्ते य परिग्गहम्मि, 
सत्तोवसत्तो न उबेद तुद्ठ । 


--उशशध्ययन ३२।४ २ 


शब्द आदि विषयों में अतृप्त और परिग्रह में आसक्त रहनेवाला 
आत्मा कभी संतोथ को प्राप्त नहीं होता । 


असंतुटदठाणं इह परत्थ य भयं भवति । 
आचारांगचरणि १३२२ 
असंतुष्ट व्यक्ति को यहां, वहाँ सवंत्र भय रहता है । 
असन्तोषवतः सौख्यं न शक्रस्य न चक्रिणः । 
--योगशास्थ २११६ 
असंतोधी इन्द्र को व चक्रवर्ती को भी सुख नही मिलता । 


छढ 


२१ स्वाध्याय 


१. 


सज्ञाए वा निउत्तेण, सव्बदुक्खविमोक्खणे । 
--उत्तराध्ययत २६१० 


स्वाध्याय करते रहने से समस्त दु:खों से मुक्ति मिल जाती है । 
सज्कायं त्र तवो कुज्जा सव्वभावविभावणं । 

-- उतसतराध्ययन्न २६१३७ 
स्वाध्याय सब भावों (विषयों) का प्रकाश क रनेबाला है । 

सज्काएणं णाणावरणिज्जं कम्मं खबेई । 

-- उसराध्यय २९६१८ 
स्वाध्याय से ज्ञानावरण (ज्ञान को आच्छादन करनेवाले) कर्म 
का क्षय होता है । 

न वि अत्यि न वि अ होही, सज्ञझाय सम तवोकम्मं । 

- बृहत्कल्पभ्ााष्य ११६६ 
स्वाध्याय के समान दूसरा तपन कभी अतीत में हुआ है, न 
वर्तमान में कहीं है और न भविष्य में कभी होगा । 

सुष्ठ आ-मर्यादया अधीयते इति स्वाध्यायः । 
“--स्थानांग-टीका ५।३।४६५ 


सतृशास्त्र को मर्यादापूर्वक पढ़ना स्वाध्याय है । 
७२५ 


७६ 
६्‌. 


ड़ 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


जो वि पगासो बहुसो, गुणिओं पचक्‍्खओ न उबलदो । 
जच्चंधस्स व चन्दो, फुडो थि संतो तहा स खलु || 
--बहत्कल्पभाष्य १२२४ 
शास्त्र का बार-बार अध्ययन कर लेने पर भी यदि उसके अर्थ की 
साक्षात्‌ स्पष्ट अनुभूति न हुई हो, तो वह अध्ययन वैसा ही अप्र- 
त्यक्ष रहता है, जैसा कि जन्मान्ध के समक्ष चन्द्रमा प्रकाशमान 
होते हुए भी अप्रत्यक्ष ही रहता है । 


यस्माद रागढ षोद्धतचित्तान्‌ समनुशास्ति सद्धमें। 
संत्रायते च दुःखा-च्छास्त्रमिति निरुच्यते सदृभिः ॥। 
--प्रशमभरति १८७ 
राग-हव ष से उद्धत चित्तवालों को धर्म में अनुशासित करता है 
एवं उन्हें 'दुःख से बचाता है, अतएब वह सत्पुरुषों द्वारा 
'शास्त्र' कहलाता है (शास्त्र शब्द में दो धातुएँ मिली हैं-- 
शाशु और त्र ड----इनका अर्थ क्रमश: अनुशासन करना और 
रक्षा करना है ।) 


आलोचनागोबरे ह्थे शास्त्र तृतीयं लोचनं पुरुषाणाम्‌ । 
--नीतिवाक्यामृत ५॥२५ 


आलोघना योग्य पदार्थों को जानने के लिये शास्त्र मनुष्य का 
तीसरा नेत्र है। अतः शास्त्र का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। 


२२ सदगुण अपनाओ ! 


१. गृणसुद्ठियस्स वयणं, घयपरिसिशुव्ब पावओ भाह। 

गुणहीणस्स न सोहइ, नेहविहणो जह परईवों ॥ 

--बुहत्कल्पभाष्य २४४ 

गुणवान व्यक्ति का वचन घृतरसिचित अग्नि की तरह तेजस्वी 

होता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति का वचन स्नेहरहित (तैल- 
शून्य) दीपक की तरह तेज और प्रकाश से शून्य होता है । 


२. आयरियस्स वि सीसो सरिसो सब्वे हि वि गुणहि । 
--उत्तराध्ययननियु क्ति ५८ 
यदि शिष्य गुण सम्पन्न है, तो वह अपने आचाये के समकक्ष 
माना जाता है। 


३. अंबत्तणेण जीहाइ कूब्या होइ खीरमुदगम्मि । 
हंसो मोत्तन जलं, आपियइ पय॑ तह सुसीसो ॥ 

- बृहत्कल्पश्चाष्य २४७ 
हस जिस प्रकार अपनी जिह्ला की अम्लता-शक्ति के द्वारा जल- 
मिश्रित दूध मे से जल को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेता है, 
उसी प्रकार सुशिष्य दुगुणो को छोडकर सदगुणों को ग्रहण 
करता है । | 

४. चरउहि हा संते गुणे नासेब्जा-- 
कोहेणं, पडिनिवेसेणं, अकयण्णयाए भिच्छित्ताभिणिवेसेणं । 
-स्थानाँव ४ै॥४ 
क्रोध, ईर्ष्या-डाह, अकृतज्ञता ओर मिथ्या आग्रहू-इन चार दुगुणों 
हु | 


छ्घ जैनवर्म की हुजार शिक्षाएं 
के कारण मनुष्य के विज्यमान गुण भी नष्ट हो जाते हैं । 


४५. युणेहि साहू, अगुणेहिश्साह, 
गिण्हाहि साहू, गुण सुञ्चष्साह । 
--देशवंकालिक €।२।११ 
सदृगुण से साधु कहलाता है, दुगुंण से असाधु । अतएव दुगु णो को 
त्याग कर सदग़॒णों को ग्रहण करो। 


६. के गणे जाव सरीरभेऊ । 

“-उत्तराध्ययत् ४४१३ 
जब तक जीवन है (शरीर-भेद न हो) सदगुणों की आराधना करते 
रहना चाहिए | 

हि. नव॑ क्यो न दोषाय न गुणाय दश्शान्तरम्‌ । 

नवोष्पीन्दु जनाह्ृनदी दहत्यग्निजरअ्नपि ॥ 
--आविपुराण १८११२० 
यह मानना ठीक नहीं है कि नई उम्र (जवानी) दोष से युक्‍त 
एवं वृद्ध अवस्था गुणों से भरपूर ही होती है। क्‍या नव-चन्द्र 
लोगों के मन को प्रसन्न नहीं करता और कया पुरानी अग्नि 
जलाती नही ? भाव है, वस्तु मे गुण देखना चाहिए नया-पुराना- 

_ पन नही । 


2) 
#) गणगृह्योहि सज्जन: । 
सज्जन सदा गुणों को ही ग्रहण करते है । 


- आदिपुराण १३३७ 


हे के 


२३ तितिक्षा 


थ्‌. 


एस वीरे पसंसिए, 
जे ण णिविज्जति आदाणाए । 

“--अआचाराँग १।२१४४ 
जो अपनी साधना में उद्विग्गन नहीं होता, वही वीर साधक प्रश॑- 
सित होता है| 

बोसिरे सब्वसो कार्य, न में देहे परीसहा । 
“--अआचारांग १।८।५॥२१ 
सब प्रकार से शरीर का मोह छोड़ दीजिए, फलत: परीषहों के 
आने पर विचार कीजिए कि मेरे शरीर में परीषह है ही नहीं । 


दुक्लेण पुटठे धुयमायएज्जा । 
- सूभकृतांग ११७२६ 


दुःख आ जाने पर भी मन पर संयम (समता) रखना चाहिए । 
तितिक्खं परम नच्चा । 


'- संत्रकृतांग १॥८।२६ 
तितिक्षा को परम-धर्म समझ कर आचरण करो। 
बच्चमाणो न संजले । 
“--पुभकृतांध १९३१ 


साधक को कोई दूर्वंचन कहे, तो भी वह उस पर गरम न हो, 
क्रोध न करे। 
3६ 


बा 


जैवपर्भ की हजार शिक्षाएँ 


सुमणे अहियासेज्जा. न य कोलाहलं करे । 
--प्ृत्रकृतांग १।६।३९१ 
साधक जो भी कष्ट आये, वे प्रसन्‍नमन से सहन करें। कोलाहल 
अर्थात चीख-चिल्लाहट न करे । 


अज्जैवाहूं न लब्भामो, अवि लामे सुए सिया । 

जो एवं पडिसचिक्खे, अलाभो तं न _तज्जए ॥। 
--उत्तराष्ययन् २।३२१ 
“आज नही मिला तो क्‍या है कल मिल जायगा'--जो यह 
विचार कर लेता है, वह कभी अलाभ के कारण पीड़ित नही 


होता । 


सहिओ दृब्खमत्ताए पुट्ठो नो भंभाए। 

“- आधचारांग ११३१३ 

सत्य की साधना करनेवाला साधक सब ओर दुःखो से घिरा रह 
कर भी घबराता नही है, विचलित नही होता है । 


अलदृधुयं नो परिदेवइज्जा, 
लद॒धु न विकत्थयई स प्ज्जो । 
“-देशवेकालिक €।र।४ 
जो लाभ न होने पर खिन्न नही होता है, और लाभ होने पर 
अपनी बडाई नही हाकता है, वही पृज्य है । 


लाभुत्ति न मज्जिज्जा । 
अलाभृत्ति न सोइज्जा | 
- आचारांग ११२४५ 
मिलने पर गये न करे ! न मिलते पर शोक न करे ! यही साधक 
का परभ (तितिक्षा) धर्म है । 


तितिक्षा धरे 
११. देहदुक्खं महाफल । 
--बेशवैकालिक ८।२७ 
शारीरिक कष्टों को समभावपूर्वक सहने से महाफल की प्राप्ति 
. होती है। 


१२. थोव॑ लद्ध न खिंसए । 
--देशवेकालिक ८२६ 


मन चाहा लाभ न होने पर झुमललाए नहीं। 
थ् 


२४ मनोबल 


१. नो उच्चावयं मणं नियंछिज्जा । 


-- आधारांग २।३।१ 
संकट में मन को ऊँचा-नीचा अर्थात्‌ डॉवाडोल नहीं होने देना 
चाहिए। 

२. अदीणमणसो चरे। 
--उत्तराष्ययन २३३ 


संसार में अदीनभाव से दीनता रहित होकर रहना चाहिए । 
३. सकाभीओ न गच्छेज्जा । 
--उत्तराध्ययत २॥२१ 
जीवन में शंकाओं से ग्रस्त--भीत होकर मत चलो । 


४. तंतुन विज्जइ सज्मं, जं घिइमंतो न साहेइ । 
--बूृहत्कल्पभाष्य १।३५७ 
वह कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे धैयंवान्‌ व्यक्ति सम्पन्न नहीं 
कर सकता ? 


हि स वीरिए परायिणति, अवीरिए परायिज्जति । 
--भगवती १॥८ 

शक्तिशाली (वीयंवान) जीतता है और शक्तिहीन (निर्वीर्य) 
पराजित हो जाता है| 


गे 
प्र 


प्रनोबल ८३ 
६, 


देहबलं खलु विरियं, बलसरिसो चेव होति परिणामों । 

---अहत्कल्प्ाष्य २९४८ 

देह का बल ही बीय॑ं है और बल के अनुसार ही आत्म! में शुभा- 
शुभ भावों का तीज या मंद परिणमन होता है । 


वसु घरेयं जह वीरभोज्जा । 
--बृहत्कल्पभाष्य ३२५४ 
यह वसुन्धरा वीरभोग्या है । 
परेषां दृषणाज्जातु न बिभेति कवीए्वरः। 


किमलूकभयाद्‌ बुन्वन्‌ ध्वान्तं नोदेति भानुमान । 
--आदिपुराण १७७४ 
दूसरों के भय से कविजन (विद्वान) कभी डरते नहीं है। 
क्या उल्लुओं के भय से सूर्य अंधकार का नाश करना छोड़ 
देता है 


२१ सेवा-धमे 


१. 


वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोय॑ कम्मं निबंधेइ । 
-उत्तराध्ययन २६।३ 
आचार्यादि की वैयावृत्त्य करने से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्म का 
उपार्जन करता है । 
जे' भिकस्र गिलाणं सोच्चा णच्चा न गवेसइ, 
न गवेसंतं वा साइज्जइ.. .....आवज्जइ चउम्मासियं 
परिहारठाणं अणुग्घाइयं । 

--निशीध १०२७ 
यदि कोई समर्थ साधु किसी साधु को बीमार सुनकर एवं 
जानकर बेपरवाही से उसकी सार-संभाल न करे तथा न करने 
वाले की अनुमोदना करे तो उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त 
आता है। 


वेयावृत्त्यं-मक्तादिभिधरर्मोपग्रहकारिवस्तुभिरुपग्रहक रणे । 
--स्थानांग ५।१ टीका 
धर्म में सहारा देनेवाली अ'हार आदि वस्तुओं द्वारा उपग्रह-सहा- 
यता करने के अर्थ में बयावत््य शब्द आता है । 


असंगिहीय परिजणस्स संगिण्हणयाए अब्भुट्ठेयव्व भवह । 
| - स्थानांग ५। 
अनाश्चित एवं असहायजनों को सहयोग एवं आश्चय देने के 
लिए तत्पर रहना चाहिए । 
छ्ढ कर 


सेवाधम द्भू 


५. गिलाणस्स अगिलाए वेयावच्चकरणयाए अब्मुट्ठेयव्य॑ भवद । 

--स्यानांग ८ 

रोगी की सेवा करने के लिए सदा अग्लानभाव से तैयार रहना 
चाहिए । 


(६2 समाहिकारए ण तमेव समाहि पडिलब्भई । 
--भगवतीसृत्र ७१ 
जो दूसरो के सुख एबं कल्याण का प्रयत्न करता है वह स्वय भी 
सुख एवं कल्याण को प्राप्त होता है । 
9 जो करेड सो पसंसिज्जइ । 
--आवश्यकर्चाण, पृष्ठ १।३२ 
जो सेवा करता है, वह प्रशसा पाता है । 
पर कार्यकृद ग्रह्मको जनः । 
--त्रिषष्ठिशलाका० १।१।६०८ 
जो काय (सेवा) करता है, लोक उसे पूजते ही है । 


२६ सत्सग 


५ 


सवणे नाणे य विन्नाण पच्चक्खाणे य संजमे । 
अण्णहए तवे नेव वोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥ 
--भंगवती २।५ 

सत्सग से धर्म-श्रवण, धर्म-अवण से तत्त्वज्ञान, तत्त्व ज्ञान से विज्ञान 
(विशिष्ट तत्वज्ञान), विज्ञान से प्रत्याख्यान--सांसारिक पदार्थों से 
विरक्ति, प्रत्यास्यान से संयम, सयम से अनाश्रव--नवीन कर्म का 
अभाव, अनाश्रव से तप, तप से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश, पू्वंबद्ध 
कर्मनाश से निष्कर्मतासवं-था कर्मरहित स्थिति और निष्कर्मता से 
सिद्धि अर्थात्‌ मुक्तित प्राप्त होती है । 

कुज्जा साहूहि संथव । 


---वशवेकालिक ८।५३ 


हमेशा साधुजनों के साथ ही संस्तव -- सम्पक रखना चाहिए । 
धुनोति दवथु' स्वान्तात्तनोत्यानंदशु परम्‌ । 
घिनोति च मनोवृत्तिमहो साधु-समागमः । 
--आदिपुराण ६।१६० 


साधु-पुरुषो का समागम मन से सताप को दूर करता है, आनन्द 
की वृद्धि करता है और चित्तवृत्ति को सतोष देता है । 


पद 


सत्यंग द्छ 


४... एगागिस्स हि चित्ताइ विचित्ताइ खणे खणे | 
उपज्जंति बियंते य वसेव॑ सज्जणे जणे।। 

- वृहत्कल्पभाध्य ५७१६ 
एकाकी रहनेवाले साधक के मन में प्रतिक्षण नाना प्रकार के 
विकल्प उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं, अतः सज्जनों की संमंति 
में रहना ही श्रेष्ठ है । 


५. जह कोति अमयरुखों विसकंटगवल्लिवेढितो संतो। 
ण चइज्जइ अल्लीतु, एवं सो खिसमाणों उ॥ 
बृहत्कल्पभाष्य ६०९२ 
जिस प्रकार जहरीले कांटोंवबाली लता से वेष्टित होने पर 
अमृत-वृक्ष का भी कोई आश्रय नहीं लेता, उसी प्रकार दूसरों 
को तिरस्कार करने और दुर्वंचन कहनेवाले विद्वान को भी कोई 

नहीं पूछता । 


६. अलसं अणुबढवेरं, सच्छंदमती पयहीयव्बो । 
--व्पवहारभाष्य ११९६ 
आलसी, बर विरोध रखनेवाले, और स्वेच्छाचारी का साथ छोड़ 
देना चाहिए । 


७५... सुजणो वि होइ लहुओ, दु्जण संमेलणाए दोसेण । 
माला वि मोल्लगरुया, होदि लू मडय संसिट्ठा ॥ 
--भगवतोआराधना ३४५ 


दुर्जज की संगति करने से सज्जन का भी महत्व गिर जाता है, 
जैसे कि मूल्यवान्‌ माला मुर्दे पर डाल देने से निकम्मी हो 
जाती है । 


२७ सदाचार 


१. 


जहा सुणी पृइकननी, निक्‍्कसिज्जई सव्वसो । 
एवं दुस्सील पड़िणीए, मुृहरी निक्कसिज्जई |। 
--उत्तराध्ययन १॥४ 
जिस प्रकार सड़े हुए कानोंवाली कुतिया जहाँ भी जाती है, 
जाती है, उसी प्रकार दुःशील, उहृण्ड और मुखर -- वाचाल मनुष्य 
निकाल दी भी सबंत्र धक्के देकर निकाल दिया जाता है। 


कणकु डग॑ चइत्ताणं, विट्ठ॒ भु जइ सूयरे । 
एवं सील॑ चइत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए।। 
“-उत्तराध्ययन १॥५ 
जिस प्रकार चावलों का स्वादिष्ट भोजन छोड़कर सूकर विष्ठा 
खाता है। उसो प्रकार पशुवत्‌ जीवन बितानेवाला अज्ञानी, 
शीलब्न्सदाचार को छोड़कर दुःशील"-दुराचार को पसन्द 
करता है । 


चोराजिणं नगिणिणं जडी संघाडि मुडिणं। 
एयाणि वि न तायन्ति दुसस्‍्सीलं॑ परियागयं ॥ 
“-उस्तराध्ययत्र (।२१ 
चीवर, मृगचर्म, नग्नता, जटाएं, कंथा और सिरोमुण्डन--यहू 
सभी उपक्रम आचारहोन साधक की (दुर्गंति से) रक्षा नही कर 
सकते । 


पथ 


सदाचार दर 


४... भिक्‍खाए वा गिहल्ये बा, सुव्वए कम्मई दिय॑। 
के --उतसतराध्यकत (।२२ 
भिक्ष्‌ हो चाहे गहस्थ हो, जो सुत्रती सदाचारी है, वह दिव्यगति 
को प्राप्त होता है । 
५. गिहिवासे वि सुव्बए । 
--उत्तराध्ययन ५१२४ 
धर्मेशिक्षा सम्पन्न गृहस्थ गृहवास में भी सुत्रती है । 


६. न संतसंति मरणन्ते, सीलवंता बहुस्सुया । 
--उत्राष्ययन ५१२६ 


ज्ञानी और सदाचारी आत्माएं मरणकाल में त्रस्त अर्थात्‌ भया- 
कऋ्रान्त नहीं होते । 


७. भणंता अकरेन्ता य बंधमोक्‍्खपइण्णिणो । 
वायावी रियमेत्तेण समासासेन्ति अप्पयं ।। 
--उत्तराष्ययन ६।१० 
जो केवल बोलते हैं करते कुछ नही, वे बन्ध-मोक्ष की बातें करने- 
वाले दाशेनिक केवल वाणी के बल पर ही अपने आपको आश्वस्त 
किए रहते हैं । 
८. न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं । 
--उत्तराध्ययन ६१११ 
विविध-भाषाओं का पांडित्य मनुष्य को दुर्गति से नहीं बचा 
सकता । फिर भला विद्याओं का अनुशासन--अध्ययन किसी को 
कंसे बचा सकेगा ? 


६. न त भरी कंठछिता करेइ, 
ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा । 
--उत्तराध्यवत्त २०४८ 


१०. 


११. 


श्र. 


१३. 


भे४. 


4प 
हू 


जैनधर्म की हजार घियाएँ 


गन 'काटनेवाला शत्र्‌ भी उतनी- हानि नहीं: करता, जितमी 
हानि दुराचार में प्रवृत्त अपना ही स्वयं का आत्मा कर सकता 
है। , 
अंगाणं कि सारो ? आयारो | 
--आखछारांग नियु र्ति १७ 
जिनवाणी (अंग-साहित्य) का सार क्‍या है ? “आचार । 
सारो परुवणाए चरणं, तस्स वि य होइ निव्वाणं | 
हु --आखारांग नि० १७ 
प्रर्ूषणा का सार है--आचरण ! 
आचरण का सार है--निर्वाण ! 


चरण गुणविप्पहीणो, बुड्डड॒ सुबहुपि जाणंतो | 
--आब० नि० ६७ 
जो साधक चारित्र के गुण से हीन है, वह बहुत से शास्त्र पढ लेने 
पर भी ससार-समुद्र में डब जाता है । 


सुबहु पि सुयमहीय, कि काही, चरणविप्पहीणस्स ? 
अन्धस्स जह पलित्ता, दीव सयसहस्सकोडी वि॥ 
>-जाब० नि० €८ 
शास्त्रों का बहुत-सा अध्ययन भी चारित्रहीन के लिए किस काम 
का ? क्‍या करोडो दीपक जला देने पर भी अन्धे को कोई प्रकाश 
मिल सकता है ? 
अप्पं पि सुयमहीयं पयासयं होइ चरणजुक्तस्स । 
इक्को वि जह पईवो सचक्खुअस्सा पयासेइ ॥। 
-- जब ० नि० ६६ 
शास्त्र का थोड़ा-सा अध्ययन भी सच्चरित्र साधक के लिए प्रकाश 
देनेबाला होता है । जिसको आंखें खुली हैं, उसको एक दीपक भी 


« काफ़ी प्रकाश. दे. देता है । 


सदाओयॉर 7४१० , 7(/६7 है 


१५. 


१६. 


७ 


जहा खरे चंदर्णारवाही, हें 
भारस्स भागी न हु चंदणस्स | 
एवं खु नाणी' चरणेण हीणों, 
नाणस्स भागी न हु सोग्गईए ।। 

--आख० लि० १०० 
चन्दत का भार उठानेवाला गधा सिर्फ भार ढोनेवाला है, उसे 
चन्दन की सुगन्ध का कोई पता नहीं चलता । इसीप्रकार चारित्र- 
हीन ज्ञानी सिफे ज्ञान का भार ढोता है। उसे सदगति प्राप्त 


नही होती । 


हय॑ नाणं कियाहीणं, हया अन्नाणओ किया । 
पासंतो पगलो दड़ढो, धावमाणों अ अंधओं ॥। 
आवब० नि० १०१ 
आचारहीन ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान हीन आचार। 
जैसे वन में अग्नि लगने पर पग्रु उसे देखता हुआ और अन्धा 
दोडता हुआ भी आग से बच नहीं पाता, जलकर नष्ट हो 
जाता है। 


सजोगसिद्धीई फल॑ वयंति, 

न हु एगचक्केण रहो पयाइ । 
अधो य पंग य वर्ण समिच्चा, 

ते सपउत्ता नगरं पविट॒ठा ॥ 

- आब० नि० १०२ 
सयोग-सिद्धि (ज्ञान क्रिया का सयोग) ही फलदायी (मोक्ष रूप 
फल देनेबाला) होता है । एक पहिए से कभी रथ नहीं चलता । 
जैसे अन्ध और पग्रु मिलकर बन के दावानल से पार होकर नगर 
में सुरक्षित पहुंच गए, इसी अकार साथक भी ज्ञान और क्रिया के 
समन्वय से ही मुक्ति लाभ करता है।  - ट 


€६१ 


१६. 


२ 0. 


२१. 


अनधर्म वी हजार लिक्षाएँ 


न नाणमित्तण कज्जनिष्फत्ती । 
--आव० नि० ११५१ 
जान लेने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं हो जाती । 


जाणंतो४वि य तरिउ ,काइयजोगं न जु जइ नईए। 
सो बुज्कह सोएणं एवं नाणी चरणहोणो॥ 

- आव० लि० ११५४ 
तरना जानते हुए भी यदि कोई जल-प्रवाह मे कृदकर काय चेष्टा 
न करे, हाथ-पाव न हिलाए तो वह प्रवाह में डूब जाता है । 
धर्म को जानते हुए भी यदि कोई उस पर आचरण न करे तो वह 
संसार सागर को कंसे तैर सकेगा ? 


निच्छयमवलंबंता, निच्छयतो निच्छयं अयाणंता । 
नासंति चरणकरणं बाहिरकरणालसा केइ॥। 
--ओघनि० ७६१ 
जो निश्चय-हप्टि के आलम्बन का आग्रह तो रखते हैं, परन्तु 
वस्तुत: उसके सम्बन्ध में कुछ जानते-बूझते नहीं है। वे सदाचार 
की व्यवहार-साधना के प्रति उदासीन हो जाते है और इस प्रकार 
सदाचार को ही मूलतः: नष्ट कर डालते है । 


सुचिरं पि अच्छमाणों 
वेरलियो कायमणियो मीसे । 
न (ये उबेद कायभावं, 
पाहननगुणेण नियएण ॥। 

--ओघनि० ७७२ 
बैड्यंरत्न काच की मणियों मे कितने ही लम्बे समय तक क्‍यों 
न मिला रहे, वह अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण रत्न ही रहता है, 
कभी कांच तही होता। (सदाचारी-उत्तमपुरुष का जीवन भी 


. ऐसा ही होता है) । 


संदायार है है 


५3२: सीलेण विणा विसया, णाणं विभासन्ति । 

--शीलपाहुड २ 
शील--सदाचार के बिना इ द्वियो के विषय ज्ञान को नष्ट कर 
देते है । 

२३... णाण चरित्तसुद्ध' थोओ पि महापतो होई। 
धर शीलपाहुड ६ 
चारित्र से विशुद्ध हुआ ज्ञान यदि अल्प भी है, तब भो वह महान्‌ 


फल देनेवाला है । 
उ सीलगृणवब्जिदाण, णिरत्थय माणुस जम्म । 
- शीलपाहुड १५ 
शीलगुण से रहित व्यक्ति का मनुष्य जन्म पाना निरथ्थक ही है। 


४. जीव दया दम सच्च अचोरियं बभचेर संतोसे । 
सम्मदृदसण-णाणे तओ य सीलस्स परिवारो ॥ 

- शीलपाहुड १६ 
जीव दया, दम, सत्य, अचौय॑े, ब्रह्मचयं, सन्‍्तोष, सम्यग्दर्शन- 
ज्ञान और तप--यह सब शील का परिवार है। अर्थात्‌ शील के 
अग है। 


(_. २६. सील मोक्खस्स सोवाण | 


-“- शीलपाहुंड २० 
शील-सदाचार मोक्ष का सोपाम है| 
(२७) णाणे णाणुवदेसे, अवदूटमाणो उ अन्नाणी । 
ह -निशीधभाव्य ४७११ 


जो ज्ञान के अनुसार आचरण नही करता, वह ज्ञानी भी वस्तुत: 
अज्ञानी है। 


ह्ड़ जैनघर्म की हजार शिक्षाएँ 


२८. चरणपबिब्रत्रिहिउ! धम्मकहा ॥.77  *' . ' 
-ओघधनियु क्ति भाष्य ७ 
आाचा ररूप सदुघुणों की प्राप्ति के लिए 'धर्मकथा कही जाती 
है । 


२६. माण्ं तुम पदेसो ! 
पुव्व॑ रमणिज्जे भवित्ता, पच्छा अरमणिज्जेभवेज्जासि । 
--राजप्र ० ४॥८२ 
है राजन्‌! तुम जीवन के पूवंकाल में रमणीय होकर उत्तर काल में 
अरमणीय मत बन जाना । 


३५. सभासियाएं भासाएं सुकडण या कम्मुणा । 
पज्जण्णं कालबासी वा जसं तु अभिगच्छति ! 
“-ऋषिभाषित ३३।४ 
जो वाणी से सदा सुन्दर बोलता है और कर्म से सदा सदाचरण 
करता है, वह व्यक्ति समय पर बरसनेवाले मेघ की तरह सदा 
प्रशंधनीय और जनप्रिय होता है । 


३१. णाणं किरियारहियं, किरियामेत्तं च दोबि एगंता । 
--सन्मतितर्क ३।६८ 


क्रियाशुन्य ज्ञान ओर ज्ञानशुन्य क्रिया दोनों ही एकात है, (फलत 
जैनदर्शन सम्मत नही है) । 


३२. सब्वत्य वि पियवमर्णं, दुव्वयणे ब्रि ख़मकरणं। 
/ सब्वेसि गुणगर्णण मदंकसायाण दिद्‌ठता॥ 
' --कार्सिकेय० ६१ 
सूत्र जगह प्रियवचचन बोलना, दु्वंचन ब्ंचन बोलने पर भी उसे क्षमा 


करना, ओर सब' गुण ग्रहण करेंते रहनी“- भेंह मंदंकषायी 
(शास्त स्वभावी) आत्मा के लक्षण हैं । 


सदाचार हर 


(३३) वाया ए अकहंता सुजणे, चरिदेहि कहियगा होंति । 


“भगवती आराधना ३६६ 
श्रेष्ठ पुरुष अपने गुणो को वाणी से नहीं, किन्तु सच्चरित्र से ही 
प्रकट करते है । 

किच्चा परस्स णिदं, जो अप्पाण ठवेदुमिच्छेज्ज । 
सो इच्छदि आरोग्गं, परम्मि कड़ओसहे पीए॥ 

- भगवती आराधना ३७१ 
जो दूसरो की निन्‍्दा करके अपने को गुणवान प्रस्थापित करना 
चाहता है वह व्यक्ति दूसरो को कड़वी औषधि पिलाकर स्वय 
रोगरहित होने की इच्छा करता है । 

दट्ठण अण्णदोसं, सप्पुरिसों लज्जिओ सयं होइ । 

- भगवती आराधना ३७२ 
सत्पुरुष दूसरे के दोष देखकर स्वय में लज्जा का अनुभव करता 
है । (वह कभी उसे अपने मुह से नही कह पता ।) 


रश्८ सद्व्यवहार 


५ 


सव्यपाणा न हीलियव्वा न निदियव्या । 
हु -- प्रश्नव्याकरण २११ 
विश्व के किसी भी प्राणी की न अवहेलना करनी चाहिए 
और न निन्‍्दा । 


जो परिभवईइ परं जणं, संसारे परिवत्ताई महं । 
-“सूजकतांग ११२।२११ 
जो दूसरों का परिभव अर्थात्‌ तिरस्कार करता है, वह संसारवन में 
दीघेकाल तक भटकता रहता है । 


देवाकारोपेतः पाषाणोर्शधप नावमन्येत तत्कि पुनमंनुष्यः । 

--नीतिवाब्यामल ७३३० 

देवकी आकृतिवाले पत्थर का भी अपमान नही करना चाहिए, 
फिर मनुष्य की तो बात ही क्‍या ? 


दवदवस्स न गच्छेज्जा । 
--दश व कालिक ५। १११४ 
मार्ग मे जल्दी जल्दी-ताबड़-तोबड़ नही चलना चाहिए। 
हसंतो नाभिगच्छेज्जा । 
-- वदशवेकालिक ५।१।१४ 
मांग में हँसते हुए नहीं चलना चाहिए । 
€६ 


सध्यवहार ं शक 


६. 


€. 


१०. 


११. 


१२. 


व्यक्ति के अन्तेमन को परखना चाहिए। 


संकिलेसकरं ठाण, दूरओ परिवष्णए | 
- देशबे० ४१११६ 
जहां भी कहीं क्लेश की सम्भावना हो, उस स्थान से दूर रहना 
चाहिए । 


उप्फुल्लं न विणिज्काए । 
--दशवकालिक ५११२३ 
आंखे फाड़ते हुए, घूरते हुए नहीं देखना चाहिए । 
निअट्टिब्ज अयंपिरो । 


--वदशवेकालिक ५।१।२४ 
किसी के यहां अपना अभीष्ट काम न बन पाए तो बिना कुछ 
बोले (झगडा किए ) शान्तभाव से लौट आना चाहिए । 

छुंदं से पडिलेहए । 


- बशवेकालिक ५।१।३७ 


उप्पण्णं नाइही लिज्जा । 
-- वेशगैकालिक ५।१।९६ 
समय पर प्राप्त उचित वस्तु की अवहेलना न कीजिए । 
काले काल समायरे। 

--वशवेकालिक ४॥।१।४ 
जिस काल (समय) में जो कार्य करने का हो, उस काल में 
वही कार्य करना चाहिए । 

सप्पहासं विवज्जए । 
“-दशनेकालिक ८ध।४॑र 
अट्टहास नहीं करना चहिए । 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


श्ष. 


| 


जैनधर्म को हजार खिक्षाएँ 

अपुच्छिओ न भासेज्जा; भाश्माणस्स अन्तरा । 
--देशवेकालिक ८४७ 

बिना पूछे व्यर्थ किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए । 


पिद्ठमंस न खाइब्जा । | 
-+दशवकालिक ८।४७ 
किसी की चुगली खाना--पीठ का मांस नोचने के समान है, अतः 
किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं खाना चाहिए | 


खुड्डोंह सह संसरग्गि, हासं कीडं च वज्जए । 
“उकराष्ययन १।६ 
क्षूद्र लोगों के साथ सम्पर्क, हंसी, मजाक, क्रीड़ा आदि नहीं 
करना चाहिए । 


न सिया तोत्तगवेसए । 
- उत्त राध्ययन १।४० 
दूसरों का छल-छिद्र नही देखना चाहिए । 
सरिसो होइ बालाणं । 
-उत्तराध्ययन २२४ 


बुरे के साथ बुरा होना बचकानापन (बालकपन) है । 


जोइति पक्‍क॑ न उ पक्‍कलेणं, 
ठावेंति त॑ सूरहगस्स परासे । , 
एक्कमि खंभम्मि न मत्तह॒त्थो, 
। बज्कंति वग्घा न य पंजरे दो । 
--बुहत्कल्पभाष्य ४४१० 
पकव (झगड़ालू) को पकव (झगड़ालू) के साथ नियुक्त नहीं करना 


“.“- अहिए; “किन्तु शान्त के साथ रखना चाहिए, जैसे कि एक खम्भे 


से दो मस्त हाथियों को नही बांधा जाता है और न एक पिजड़ें में दो 
सिंह रखे जाते हैं । ६ 


सदव्यवहार 8६ 


१६. 


२७०. 


२१: 


२२. 


२३. 


२४. 


अल विवाएण णेकत मुहेहि । 
--निशीधभाष्य २६१३ 
कृतमुख (विद्वात) के साथ बिवाद नहीं करना चाहिए। 
अहश्सेयकरी अन्नेसि इखिणी । 
-सजकतांगय १२१२१ 
दूसरो की निन्‍दा हितकर नही है । 
नो अत्ताणं आसाएज्जा, नो परं आसाएज्जा। 
--आचारांग ११६५ 
न अपनी अवहेलना करो न दूसरों की । 


न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे । 
--देशवेकालिक ८।३० 
बुद्धिमान दूसरो का तिरस्कार न करे और अपनी बडाई न करे । 


न यावि पन्ने परिहास कुज्जा । 
-सूतरकृतांग १।/१४१६ 
बुद्धिमान किसी का उपहास नही करता 
णाति वेलं हसे घुणी । 


“--सूत्रकतांग १।६।२६ 
मर्यादा से अधिक नही हसना चाहिए । 


२९ ग्राहार-विवेक 


१... तहा भोत्तब्व॑ जहा से जाया माता य भवति, 
ने य भवति विब्भमो, न भंसणा ये धम्मस्स । 

-- प्रश्नव्याकरण २१४ 
ऐसा हित>मित भोजन करना चाहिए, जो जीवनयात्रा एवं 
संयम यात्रा के लिए उपयोगी हो सके, और जिससे न किसी प्रकार 
का विभ्रम हो और न धर्म की भ्र सना । 


२. हियाहारा मियाहारा, अप्पाहारा य जे नरा। 
न ते विज्जा तिगिच्छेति, अप्पाणं ते तिगिच्छगा ॥। 
--ओधघनियु क्ति ५७८ 


जो मनुष्य हितभोजी, मितभोजी एवं अल्पभोजी हैं, उसको वध्यों 
की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने-आप ही 
अपने चिकित्सक (वैद्य) होते है । 


है काल॑ क्षेत्र मात्रां स्वात्यं द्रव्य-गुर्लाघव॑ स्वबलम्‌ । 
ज्ञात्वा योश््यवहाय॑, भुडक्त कि भेषजस्तस्थ ॥ 
---प्रशमरति १३७ 
जो काल, क्ष त्र, मात्रा, आत्मा का हित, द्रव्य की गुरुता-लघुता 
एवं अपने बल का विचार कर भोजन करता है, उसे दवा की 


जरूरत नहीं रहती । 


१०० 


अाइारखवियेक १०४१ 


ड. बुसुक्षाकलो भोजनकालः । 


कक | --भोतिवाक्यामत २४१२६ 
भूख लगे, वही भोजन का समय है। 


४. यो मित॑ भुडक्ते, स बहुमुइकत । 
--नोतियाक्यामृत २४।शैथ 
जो परिमित खाता है, वह बहुत खाता है । 


तथा भ्ुजोतः ! यथा सायमन्येद्यू इच न विपद्यते वन्हिः। 
--नीतिवाब्यामृत २५४२ 


वैसे खाना चाहिए, जिससे संध्या या सबेरे जठराग्नि न बुशे । 


हा अतिमात्रभोजी देहमरग्नि विधुरयति । 
--मोतिवाक्याघृत १६१२ 


मात्रा से अधिक खानेवाला जठराग्नि को खराब करता है | 


८... मोक्खपसाहणहेतू, णाणादि तप्पसाहणो देहो । 
देहट्ठा आहारो, तेण तु कालो अणुण्णातो ।। 

-- निशीथमाष्य ४१४५४ 
ज्ञानादि मोक्ष के साधन है, और ज्ञान आदि का साधन देह 
है, देह का साधन आहार है । अत: साधक को समयानुकूल आहार 
की आज्ञा दी गई है। 


६. अप्पाहारस्स न इदियाइ विसएसु संपत्तंति। 
नेव किलम्मइ तवसा, रसिएसु न सज्जए यावि ॥। 
--बहत्कल्पभाष्य १३३१ 
जो अल्पाहारी होता है, उसकी इच्द्धियां विधय-भोग की ओर नहीं 
दोड़तीं । तप का प्रसंग आने पर भी वह क्लांत नहीं होता और न 
ही सरस भोजन में आसक्त होता है। 


(6२ जैनधर्मं की हजार शिंक्षोर्टी 


१०. णो पाण भोयणस्स अंतिम आंहारए सकी भवई । 
ब्डक् ४ ्‌॥ ९, , ““ --स्थानांग & 
ब्रह्माचगारी को कभी भी अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना 
नचाहिए। 


११. नाइमत्तपाणभोयणभोई से निग्गंथे ! 
--आचारांग २।३।१५॥४ 
जो आवश्यकता से अधिक भोज़न नही करता है, वही ब्रह्मचयं का 
साधक सच्चा निग्नन्थ है । 


१३. हननाभिपकञ्मसंकोच-इचण्डरोचिरपायत:ः .। 
अतो नकत॑ न भोक्तव्यं, सूक्ष्मजीवादनादपि । 
--योगशास्त्र ३।६० 
आयुर्वेद का अभिमत है कि शरीर में दो कमल होते हैं-हृदय- 
कमल और नाभिकमल | सूर्यास्त हो जाने पर ये दोनों कमल 
संकुचित हो जाते हैं। अत: रात्रि-भोजन निषिद्ध है। इस निषेध 
का दूसरा कारण यह भी है कि रात्रि में पर्याप्त प्रकाश न होने 
से छोटे-छोटे जीव भी खाने में आ जाते है। (प्रकाश होने पर अन्य 
जीव भी भोजन मे गिर जाते है) इसलिए रात्रि में भोजन नही 
करना चाहिए। 


३०... .- श्रमणधर्म 


१. समेय जे सन्वपाणभूतेसु से हु समणे। 
“--प्रश्नव्याकरण २।४ 
जो समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, वस्तुतः वही 
श्रमण है । 


२... वरिहंगमा व पृष्फेसु दाणभत्त सणे रया। 
-वेशवेकालिक १।३ 
श्रमण-भिक्ष, गृहस्थ से उसी प्रकार दान स्वरूप भिक्षा आदि ले, 
जिस प्रकार कि अ्रमर पुष्पो से रस लेता है । 


३. वयंच वित्ति लब्भामो, नय कोइ उवहम्मद। 
--वशठौकालिक १।४ 
हम (श्रमण) जीवनोपयोगी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूर्ति 
करें कि किसी को कुछ कष्ट न हो । 


४... महुगारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया | 
- -- वशठोकालिक ११४५ 
आत्मद्रष्टा साधक मधुकर के समान होते हैं, वे कहीं किसी एक 
व्यक्ति या वस्तु पर प्रतिबद्ध नहीं होते । जहां रस-गुण मिलता है, 
वही से ग्रहण कर लेते हैं । 


५. अवबि अप्पणो वि देहंमि, नायरंति ममाइयं । : 
--देशबे कालिक ६।२२ 
अकिचन मुनि और तो क्‍या, अपने देह पर भी ममत्व नहीं 
रखते । " 
१०३ | 


१७४४. | 


६. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


भुच्चा पिज्चा सुहं सुबई, पावसमणेत्ति वुल्चई । 
१७। ३ 


जो श्रमण खा-पीकर खूब सोता है, समय पर पघर्माराधना नहीं 
करता, वह “पाप श्रमण' कहलाता है । 


न हु कइतवे समणो । 
--आखजारांग मि० २२४ 
जो दम्भी है, वह श्रमण नहीं हो सकता । 
जो भिंदेइ खुहं खलु, सो भिक्‍खू भावओ होइ। 
--उसराध्ययन नि० ३७५ 
जो मन की भूख (तृष्णा) का भदन करता है, वही भावरूप में 
भिक्ष है । 
नाणी संजमसहिओ नायव्वो भावओ समणो ! 
-- उसराध्ययन नि० ३८६ 


जो ज्ञानपूर्वक संयम की साधना में रत है, बही भाव (सच्चा) 
श्रमण है ( 


इह॒ लोगणिरावेक्खो, 
अप्पडिबद्धों परम्मि लोयम्हि । 
जुत्ताहार  विहारो, 
रहिदकसाओ हवे समणों ॥ 
-- प्रबाश्मसार ३॥।२६ 
जो कथषायरहित है, इस लोक में निरपेक्ष है, परलोक में भी 


अप्रतिबद्ध (अनासक्त) है, और विवेकपूर्वक आहार विहार की 
चर्या रखता है, वही सच्चा श्रमण है। 


अन्य १०३६. 


भरी ४ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


आगंभहीणों समणो णेकप्पाणं पर॑ वियाजादि ! 

+-अवचनसार ३।३० 
शाह्तज्ञान से शून्य श्रमण न अपने को जान पाता है और न 
पर को । 

जा चिट्टा सा सव्बा संजमहेउ ति होति समणाणं । 
“--निशीभ्रभ्ाष्य २६४ 
श्रमणों की सभी चेष्टा-अर्थात्‌ क्रियाएं सयम के हेतु होती हैं । 
समो सव्धत्थ मणो जस्स भवति स समणो । 
--उर्तरराध्ययतवणि २ 
जिसका मन सर्वत्र सम रहता है, वही श्रमण है। 
जह मम ण पियं दुकख, जाणिय एमेव सव्वजीवाणं। 
न हणइ न हणावेइ अ सम मणइ तेण सो समणो ॥ 

- अनुयोगहार १२६ 
जिस प्रकार मुझको दुःख प्रिय नही है, उसी प्रकार सभी जीबों 
को दुःख प्रिय नही है, जो ऐसा जानकर न स्वय हिसा करता है, 
न किसी से हिंसा करवाता है, वह समत्वयोगी ही सच्चा 
'समण' है। 

तो समणो जइ सुमणो, भावेण य जइ ण होइ पावमणों + 
सयणे अ जणे अ समो, समो अ माणावमाणेसु । 

“अनुयोगह्वार १३२ 
जो मन से सु-मन (निर्मेल मनवाला) है, संकल्प से कभी 
पापोन्मुख नहीं होता, स्वजन तथा १रजन में, मान एवं अपमान 
में सदा सम रहता है, वह 'श्रमण' होता है । 

उवसमसारं खु सामण्ण | 


--डहत्कल्पभाष्य १३५ 
श्रमणत्व का सार है--उपशम ! 


2१०8 जैनधर्म की हजार शिक्षाहं 


१७, , जी |उकसमह शसस्सः/अत्यि आराहणा,, 
/ जो न-उवसमइ तस्स णत्थि आराहणा । 

--बहत्कल्प १।३५ 

जो कषाय को शान्त करता है, वही आराधक है । जो कथषाय को 

शानत नही करता उसकी आराधना नहीं होती । 


पु] 


१८. आगमबलिया समणा निग्गंथा । 
“ज्यवहारसूत्र १० 
श्रमण निग्न यो का बल “आगम' (शास्त्र! ही है। 


7 फिि नक मेक ई 


१ गे ु 


३१ श्रावकधर्म 
१. पंचेव अणुव्वयाई ग़णव्वयाइ च हुति तिन्नव। 
सिक्‍्खावयाई चउरो सावगधम्मो दुवालसहा। 

- आवकधर्मप्रशप्ति ६ 


श्रावकधर्म पांच अशुक्रत, तीन गुणब्त और चार शिक्षात्रत यों 
बारह प्रकार है | 
धम्मरयणस्सजोगो अबखुदों रूववं पगइसोम्मों । 
लोयप्पियो अक्कूरो, भीरु असठो सुदक्खिननों । 
लज्जालुओ दयालु, मज्भत्थो सोम्मदिट्टी गूणरागी । 
सक्‍कह सपक्खजुत्तो, सुदीहदंसी विसेसन्नू । 
बुडढाणगो विणीओ, कयन्नुओ परहिअत्थकारी य । 
तह चेव लद्धलक्खों, एगवीसगणो हवइ सड्ढो। 
--प्रव्धन सारोडार २३६ गाथा १३५६-- १३५८ 
धर्म को धारण करने योग्य श्रावक मे २१ गुण होने चाहिए । यथा 
१ अक्षद्र, २ रूपवान, ३ प्रकृतिसौम्य, ४ लोकप्रिय ५ अक्रर 
६ पापभीरु, ७ अशठ (छल नहीं करनेवाला), ८ सदाक्षिण्य 
(धमंकार्य में दूसरो की सहायता करनेवाला), ,£ लज्जाबान, 
१० दयालु ११ रागढ्व घरहित (मध्यस्थभाव में रहनेवाला), 
१२ सौम्यदृष्टियाला, १३ गुणरागी, १४ सत्यकथन में 
रुलखि रखनेवाले - धामिकपरिवारयुकत, १५ सुदीर्धदर्शी 
१६ विशेषज्ञ, १७ वृद्ध महापुरुषों के पीछे चलनेगाला, 


» $,,+५ ० १0७; है 58 2० ध 


हैण्द ह जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


१८ विनीत, १६ कृतज्ञ (किए उपकार को समझनेवाला, 
२० परहित करनेवाला, २१ लब्धलक्ष्य (जिसे लक्ष्य की प्राप्ति 
प्रायः हो गई हो ।) 


है. कयवयकम्मों तह सीलवं, गुणवं च उज्जववहारी । 
गुरु सुस्सूसो पवयण-कुसलो खलु सावगो भावे ॥ 


- धर्मरत्नप्रकरण ३३ 


(१) जो ब्रतों का अनुष्ठान करनेवाला है, शोलवान है,' 
(२) स्वाध्या4-तप-विनय आदि गुणयुक्त है, (३) सरल व्यवहार 
करनेवाला है, (४, सदगुरु की सेवा करनेवाला है, (५) प्रवचन- 
कुशल है, वह 'भावश्नावक' है। 


४... श्रद्धालुतां श्रातिपदार्थचिन्तनाद, 
धनानि पात्रषु वपत्यनारतम्‌ । 
किरत्यपुण्यानि  सुसाधुसेवना 
दतोषि त॑ श्रावकमाहुरुत्तमा : ॥। 


--भआद्विधि, पृष्ठ ७२, श्लोक रे 


१ शील का स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) धामिकजनों युक्त स्थान मे रहना । 
(२) आवश्यक काये के बिना दूसरे के घर न जाना, 
(३) भड़कीली पोशाक नही पहनना, 
(४) विकार पैदा करमेवाले वचन न बोलना, 
(५) छत आदि न खेलना, 
(६) मधुरनीति से कार्यसिद्धि करना । 
इन छः शीलों से युक्त आवक छीलवान होता है । 


आपकआर्मे ु १क्ड 
श्रावक शब्द की निम्न अ्युत्पत्ति की मई है--- 


भा--वह तत्त्वाथंचिन्तन द्वारा श्रद्धालुता को सुहृढ़ करता है। 
ब---निरन्तर सत्पात्रों में धनरूप बीज बोता है। ; 
क--शुद्धसाधु की सेवा करके पापधूलि को दूर फेकता रहता है । 
उसे उत्तमपुरुषो ने श्रावक कहा है । 
५. उपासन्ते सेवन्ते साधूनू, इति उपासका: श्रावका: । 
- उश्तराध्ययन २ टीका 
साधुओं की उपासना-सेवा करते हैं अत: श्रावक उपासक कह- 
लाते है। 


६० श्रमणानुपास्ते इति श्रमणोपासकः । 
-उपासकदशा १ टोका 
श्रमणों-साधुओं की उपासना करने के कारण श्रावक श्रमणोपासक 
कहलाते हैं । 


३ जो बहुमुल्लं वत्थु, अप्पमुल्लेण णेव गिण्हेदि । 
वीसरियं पिन गिण्हदि, लाभे थरृएहि तूसेदि ।। 
--कार्तिकेय ० ३३५ 
वही सदगहस्थ श्रावक कहलाने का अधिकारी है, जो किसी की 
बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य देकर नहीं ले, किसी की भूली 
हुई वस्तु को ग्रहण नही करे और थोड़ा लाभ प्राप्त करके ही 
सन्तुष्ट रहे । 


८... धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरंति। 
“पभकुतांग २।३।३६ 
सदगृहस्थ धर्सानुकूल ही आजीबिका करते हैं । 


१०. 


११. 


जैमंघर्म की हजार आिक्ााएँ: 


४ रे 


नव ्नांग 5।३ 


द्र्प्ग 
९. चत्तारि समलणोवासब्रॉल्कः “०7 वा हल 
अह्गसमाणे, पडाग़समाणे 
'. खांणुसभाणे,खरकंट्समाणे । 
श्रमणोपासक की चार कोटियां है--- 


(१) दर्पण के समान--स्वच्छ-हुदय । 
(२) पताका के समान -- अस्थिर-हृदय । 
(३) स्थाणु के समान -मिथ्याग्रही । 
(४) तीक्षणकंटक के समान--कटुभाषी । 


जयकिर... 
जजकक 
हम ड़ 


सामाइयंमि उ कए समणो इव सावओ हवइ जम्हा,। 
--आवश्यक नियुक्ति ८०२ 

सामायिक की साधना करता हुआ श्रावक भी श्रमण 'के तुल्य हो 

जाता है । 


न्‍्यायसम्पन्नविभव: शिष्टाचार - प्रशंसकः । 
कुलशीलसमः साद्ध, कृतोद्वाहोन्यगोत्रज: ॥। 
पापभीहझः प्रसिद्धा व, देशाचारं समाचरन्‌ । 
अवणवादी न क्वापि, राजादिषु विशेषतः ।॥। 
अनतिव्यक्तगुप्ते च, स्थाने सुप्रातिवेश्मिके । 
अनेकनिगमद्वार  - विवर्जितनिकेतन: ॥ 
कृतसद्भ - सदाचारे-मतापिश्रोश्च पूजकः। 
त्यजन्नुपप्लुत॑ स्थान-मप्रवृत्ततच॒ गहिते ॥। 
व्ययमायोचिंतं कुवनू, वेष॑ वित्तानसारतः । 
अष्टभिर्धनिणैयु क्त;, शण्वानों धंममन्वहम्‌ ।! 
अजीर्ण भोजनत्यागी, काले भोक्ता च सात्म्यतः। 
अन्योन्यापवप्रतिबन्धनं, त्रिवर्गमपि . साधयेन्‌ ॥। 


संककविमहपए कि शा . ह्श्हे 


यवार्वदेतिी -साधो,: दीने थ! प्रतिपत्तिकृत्‌ । 
सदाधओ्नभिनिविष्टश्च, पक्षपाती गुणेषु च॥। 
अदेधा-कालयोइचर्या, त्यजन्‌ जाननू बलाबलमस | 
वृत्तस्थ॑ज्ञानवृद्धानां, पूजकः पोष्यपोषकः ॥। 
दीघंदर्शी विशेषज्ञ. कृतज्ञों लोकबल्लभ:ः । 
सलज्जः सदयः सौम्यः, परोपकृतिकमंठ:ः ॥। 
- अन्तरज्भारिषड्व्ग - परिहार - परायणः। 
वशीकृतेन्द्रियग्रामोी, ग्रहिरर्माय कल्पते ।। 
--योमशास्त्र १२४७-५६ 
गृहस्थधर्म को पालन करने का पात्र अर्थात्‌ भावक बह होता है, 
जिसमें निम्नलिखित ३५ विशेषताएं हों-- 
(१) न्याय-तीति से धन उपाजंत करनेवाला हो । 
(२) शिष्टपुरुषों के आचार की प्रशसा करनेवाला हो । 
(३) अपने कुल और शील में समान, भिन्न गोत्रवालों के साथ 
विवाह-सम्बन्ध करनेवाला हो । 
(४) पापों से डरनेवाला हो । 
(५) भरसिद्ध देशाचार का पालन करे । 
(६) किसी की और विशेषरूप से राजा आदि की निनन्‍दा न करें । 
(७) ऐसे स्थान पर घर बनाए, जो न एकदम खुला हो और न 
एकदम गुप्त ही हो । 
(८) घर में कहर निकलने के द्वार अनेक न हो । 
(९) सदाचारी पुरुषों की समति करता हो | 
(१०) माता-पिता की सेवा-भक्ति करे। 
(११) रणड़े-झ्गड़ ओर बखेड़ पैदा करनेवासी जगह से दूर 
रहे, अर्थात्‌ चित्त में क्षोत्र “उत्पन्न' करनेवाले स्थान में 
नरहे। ; 


श्श्श जैनधर्मे की हयार जिल्ादं. 


(१२) किसी भी निश्दनीथ काम में प्रवृत्ति न करे । 

(१३) आय के अनुसार ही व्यय करे। 

(१४) अपनी आशर्थिकस्थिति के अनुसार वस्त्र पहने । 

(१५) बे के आठ गुणों से युक्त होकर प्रतिदिन धर्म-श्रवण 
करे । 


(१६) अजीर्ण होने पर भोजन न करे | 

(१७) नियत समय पर सन्‍्तोष के साथ भोजन करे। 

(१८) धर्म के साथ अर्थ-पुरुषार्थ, काम-पुरुषार्थ और मोक्ष-पुरुषार्थ 
का इस प्रकार सेवन करे कि कोई किसी का बाधक न हो । 


(१६) का साधु और दीन-असहायजनो का यथायोग्य सत्कार 
करे । 


(२०) कभो दुराग्रह के वशीभूत न हो । 

(२१) गुणों का पक्षपाती हो--जहा कही गुण दिखाई दे, उन्हें 
ग्रहण करे और उनकी प्रमशा करे । 

(२२) देश और काल के प्रतिकूल आचरण न करे । 

(२३) अपनी शक्ति और असक्ति को समझे । अपने सामथ्य का 
विचार करके ही किसी काम मे हाथ डाले, सामथ्यं न होने 
पर हाथ न डाले । 

(२४) सदाचारी पुरुषो की तथा अपने से अधिक ज्ञानवान पुरुषो 
की विनय-भक्ति करे । 

(२५) जिनके पालन-पोषण करने का उत्तरदात्वि अपने ऊपर हो, 
उनका पालन-पोषण करे । 

(२६) दीघंदर्शी हो अर्थात्‌ आगे-पीछे का विचार करके कार्य करे । 

(२७) अपने हित-अहित को समझे, भलाई-बुराई को समझे । 

(२८) लोकप्रिय हो अर्थात्‌ अपने सदाचार एवं सेवा-कार्य के द्वारा 
जनता का प्रेम सम्पादित करे । 

(२६) कृतश हो अर्थात्‌ अपने प्रति किये हुए उपकार को नम्जता- 
पृथंक स्वीकार करे । 


अरकाक्ाकी: 


आवक-धर्म ११३४ 


(३०) लज्जाशील हो अर्थात्‌ अनुचित कार्य करने में लज्जा का 
अनुभव करे । 

(३१) वयावान्‌ हो । 

(३२) सौम्य हो--चेहरे पर शान्ति और प्रसन्नता क्षलकती हो । 

(३३) परोपकार करने में उद्यत रहे । दूसरों की सेवा करने का 
अवसर आने पर पीछे न हटे । 

(३४) काम-क्रोधादि आन्तरिक छह शत्र्‌ ओ को त्यागने में उद्यत 
हो । 

(३५) इन्द्रियों को अपने वश में रखे । 


३२ वाणी-विवेक 


१. 


वइज्ज बुद्ध हियमाणुलोमियं । 

“--देशवेकालिक ७।५६ 
बुद्धिमान ऐसी भाषा बोले--जो हितकारी हो एवं अनुलोम-सभी 
को प्रिय हो । | 

दिट् मियं असंदिद्ध , पडिपुश्न' विअंजियं । 
अयंपिरमणुव्विग्गं, भासं॑ निसिरकअत्तवं ।। 

' -देशवकालिक ८४६ 
आत्मवान साधक हृष्ट (अनुभूत), परिमित, सन्देहरहित, परिपूर्ण 
(अधूरी कटी-छंटी बात वहीं) और स्पष्ट वाणी का प्रयोग करे । 
किन्तु यह ध्यान में रहे कि वह वाणी भी वाचलता से रहित 
तथा दूसरों को उद्विग्न करनेवाली न हो । 

नो तुच्छुए नो य विकत्थइज्जा । 

-सुँत्रकृतांग (।१४॥२१ 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह वाणी से न किसी को तुच्छ 
बताए ओर न झूठो प्रशसा करे । 

वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, 

वेराणबंधीणि महब्भयाणि । 

- दशवेकालिक €।३।७ 
वाणी से बोले हुए दृष्ट और कठोर वचन, जन्म, जन्‍्मान्तर के 
बैर और भय के कारण बन जाते हैं । 

११४ 


वाणीर्शववेक ११४६ 


१०, 


न य वुग्गहियं कह कहिज्जा । 
--वशबवेकालिक १०१० 
विग्नह बढ़ानेवाली बात नहीं कहनी चाहिए । 


बहुयं मा य आलवे । 
“-उत्तराधष्यप्त १।१० 
बहुत नही बोलना चाहिए । 


नापूट्टो वागरे किचि, पुट्ठो वा नालियं बए । 
--उत्तराध्ययत १।१४ 
बिना बुलाए बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए, बोलने पर भी 
असत्य जैसा कुछ न कहे । 
वयगुत्तयाए ण॑ं णिव्विकारत्तं जणयई । 
--उत्तराध्ययत २९।५१ 
वचन-गुप्ति से निविकार श्थिति प्राप्त होती है । 


गिरा हि संखारजुया वि संसती, 
अपेसला होइ असाहुवादणी । 
--वहत्कल्पभाष्य ४११८ 
संस्कृत-प्राकृत आदि के रूप में सुसंस्कृत भाषा भी यदि असभ्यता 
पूबवंक बोली जाती है तो वह भी जुगुप्सित हो जाती है । 


पुव्वि बुद्धीए पासेत्ता, तत्तो वक्‍कमुदाहरे । 
अचवखुओ व नेयारं, बुद्धिमन्न सए गिरा ॥। 

- व्यवहारभाष्य पीठिका ७६ / 
पहले बुद्धि से परखकर फिर बोलना चाहिए। अच्धा व्यक्ति जिस 
प्रकार पथ-प्रदर्शक की अपेक्षा रखता है उसीप्रकार वाणी बुद्धि 
की अपेक्षा रखती है । 


कुसलवइ उदीरंतो, जं वइगुत्तो वि समिओ वि। 
--महत्कल्पभाष्य ४४५ १ 


११६ 


१२. 


१३. 


१४, 


का 


१६, 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


कुशलवचन (निरवद्य-वचन) बोलनेवाला वचनसमिति का भी 
पालन करता है और वचनगुप्ति का भी । 
णेहरहितं तु फछ्सं । 
--निशीयभाष्य रद०ण्द 
स्नेह से रहित वचन 'परुष "-->कठोर' वचन कहलाता है । 


वयणं विण्णाणफलं, जइ त॑ भणिए5वि नत्थि कि तेण ? 

-- विशेषवावश्यकभाष्य १५१३ 
वचन की फलश्रुति है--अर्थज्ञान ! जिम वचन के बोलने से अर्थ 
का ज्ञान नही हो तो उस वचन से क्‍या लाभ ? 


ज॑ भासंभासंतस्स सच्चे मोसं वा चरित्तं विसुज्कइ, 
सब्वा वि सा सच्चा भवति । 
ज॑ पृण भासमाणस्स चरित्तं न सुज्भति, 


सा मोसा भवति । े 
--देशवेकालिक चूणि ७ 


जिस भाषा को बोलने पर--चाहे वह सत्य हो या असत्य--- 
चारित्र की शुद्धि होती है तो वह सत्य ही है, और जिस भाषा 
के बोलने पर--चारित्र की शुद्धि नहीं होती, चाहे वह सत्य 
ही क्‍यों न हो, असत्य ही है। अर्थात्‌ साधक के लिए शब्द का 
महत्व नहीं, भावना का महत्व है । 


हिदमिदवयणं भासदि संतोसकरं तू सव्वजीवाणं । 
--कारतिकेय० ३३४ 
साधक दूसरों को संतोष देनेवाला हितकारी और मित--संक्षिप्त 
वचन बोलठा है । 
नो बयण्ण फरुसं बदज्जा । ह 
--आचारांग २।१।६ 
कठोर--कटुवचन न बोले । 


वाणी-विवेक हे ११७ 


१७, 


१८ 


१६. 


२१. 


रो 


२३. 


२४, 


अणुवोइभासी से निरगंधे । 
- आचारांग २।३११४॥२ 
जो विचारपूर्वक बोलता है, वही सच्चा निम्न न्थ है। 


अणुणवी इभासी से निग्गथे समावइज्जा मोसं वयणाएं । 
-अआखारांग २।३११५१२ 
जो विचारपूर्वक नही बोलता है उसका वचन कभी न कभी असत्य 
से दृषित हो सकता है । 
अणुचितिय वियागरे । 
-सत्रकृतांग १।६।२४ 
जो कुछ बोले---पहले विचार कर बोले । 
ज॑ छन्न तं न वत्तव्बं । 
“- संत्रकृतांग १४६।२६ 
किसी की कोई गोपनीय ज॑ंसी बात हो, तो नही कहना चाहिए । 


तुपं तुमंति अमणुन्न, सव्बसो त॑ न वत्तए । 
-सूत्रकृतांग १।६।२७ 
'तृ-तू' - जैसे अभद्र शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। 


विभज्जवाय चर वियागरेज्जा । 
“--संन्रकृतांग १।/१४।२२ 
विचारशील पुरुष सदा विभज्यवाद अर्थात्‌ स्थादवाद से युक्त वचन 
का प्रयोग करे ! 


निरुद्धगभ वावि न दोहईज्जा ! 
““सूत्रकृतांग १।१४।२३ 
थोड़े से मे कही जानेवाली बात को व्यर्थ ही लम्बी न करे । 
नाइवेल वएज्जा | 
--सूत्रकृ॒लांग १।१४।२५ 


साधक आवश्यकता से अधिक न बोले । 


११८ 


२४. 


२७. 


रष, 


२€. 


जनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


इमाईं छ अवयणाइं वदित्तए--- 
अलियवयणे, हीलियवयणे खिंसितवयणे, 
फरुसवयरो, गारत्यियवयरो, 
विउसबितं वा पुणो उदीरित्तए । 
--स्थानांग ६।३ 
छः तरह के बचन नहीं बोलना चाहिए-- 
असत्यवचन, तिरस्कारयुक्त वचन, झिड़कते हुए वचन, कठोर 
वचन, साधारण मनुष्यों की तरह अविचारपूर्ण वचन और शान्त 
हुए कलह को फिर से भडकाने वाले वचन । 
मोहरिए सच्चवयणत्व पलिमंथू । ु 
--स्थानांग ६।३े 
वाचालता सत्य वचन का विघात करती है । 


जमटठं तु न जारोज्जा, एवमेयति नो वए । 
--दशवेकालिक ७।८ 
जिस बात को स्वयं न जानता हो, उसके सम्बन्ध में “यह ऐसा 
ही है इस प्रकार निश्चित भाषा न बोले । 
जत्थ संका भवे त॑ तु, एवमेयंति नो वए । 
--वदशवेकालिक ७।६ 
जिस विपय में अपने को कुछ शंका जँंसा लगता हो, उसके संबंन्ध 
में 'पह ऐसा ही है---इस प्रकार निश्चित भाषा न बोले । 
न लवे असाहुं साहु त्ति, साहूं साहु क्ति आलवे । 
--दशवेकालिक ७।४८ 
किसी प्रकार के दबाव या खशामद से असाधु (अयोग्य) को साधु 
(योग्य) नहीं कहना चाहिए । साधु को ही साधु कहना चाहिए । 


न हासमाणो वि गिरं वएज्जा | 


--दशवेकालिक ७।५४ 
हंसते हुए नहीं बोलना चाहिए । 


वाणी-विवेक ११६ 


३१, मियं अदुट्ठ अणुवीइ भासए, 
सयाणमज्मे लहई पसंसणर्ण । 

--वशवेकालिक ७५५ 
जो विचारपूर्वक सुन्दर और परिमित शब्द बोलता है, वह सज्जनों 
में प्रससा पाता है । 

३२. हिअ-मिअ-अफरुसवाई, अणुवीइभासि वाइओ विणओ । 
--दशवेकालिक लि० ३२२ 
हित-मित, मृदु और विचारपूर्वक बोलना वाणी का विनय है। 


३३ सरलता 


अविसंवायणसंपन्नयाए ण॑ जीवे 
धम्मस्स आराहए भव | 
---उत्तराध्ययन २९।४८ 
दम्भरहित, अधविसवादी आंत्मा ही धर्म का सच्चा आराधक 
होता है । 
करणसच्चे वट॒टमाणे जीवे, 
जहावाई तहाकारी यावि भवइ | 
--उत्तराध्ययन २९।५१ 
करणसत्य--व्यवहार में स्पष्ट तथा सच्चा रहनेवाला आत्मा 
“जैसी कथनी बसी करनी” का आदर प्राप्त करता है । 


भदृएणेव होअव्व पावइ भद्गाणि भहओ | 
सविसो हम्मए सप्पो भेरु डो तत्थ मुच्चई ।। 
--उत्तराध्ययन नि० ३२६ 
मनुष्य को भद्र सरल होना चाहिए, भद्र को ही कल्याण की प्राप्ति 
होती है। विषधर सांप ही मारा जाता है, निविष को कोई नहीं 
मारता । 


४. एगमवि मायी माय॑ कट्ट _ आलोएज्जा जाव पडिवब्जेजा 


अत्यि तस्स आराहणा । 
- स्थानांग ८ 
१२० 


सरलता १२१ 


जो प्रमाद वश हुए कपटाचरण के प्रति पश्चात्ताप (आलोचना) 
करके सरल हृदय हो जाता है, वह धर्म का आराधक है। 
५. आहच्च चंडालियं कट्टु न निण्हविज्ज कयाइवि । 
--उत्तराध्ययन ११११ 
यदि साधक कभी कोई चाण्डालिक--दुष्कम करले, तो फिर उसे 
छिपाने की चेष्टा न करे । 
६. कड कडे त्ति भासेज्जा, अकर्ड नो कडे त्ति य । 
--उत्तराध्ययन १।११ 
बिना किसी छिपाव या दुराव के किए हुए कर्म को किया हुआ 
कहिए तथा नही किए हुए कर्म को न किया हुआ कहिए । 
७. सोही उच्जुअभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिटुठई । 
--उत्तराध्ययन्न ३।१२ 
ऋजु अर्थात्‌ सरल आत्मा की विशुद्धि होती है, और विशुद्ध 
आत्मा में ही धर्म ठहरता है । 


३४ डद्बोधन 


१. 


वओ अच्चेति जोव्व्ण च । 
--आचारांग १।२।१ 
आयु और यौवन प्रतिक्षण बीता जा रहा है। 


अणभिककतं च वयं संपेहाए, खर्णं जाणाहि पंडिए । 
--आचारांग १।२।१ 
हे आत्मविद साधक ! जो बीत गयासो बीत गया। शेष रहे 


जीवन को ही लक्ष्य में रखते हुए प्राप्त अवसर को १रख ! समय 
का मूल्य समझ ' 


बुड्किज्जत्ति तिउद्विब्जा, बंध्ण परिजाणिया । 
--सुत्रकृतांग १।१।१।१ 
सर्वप्रथम बंधन को समझो, और समझ कर फिर उसे तोडो ! 


संबुज्मह, कि न बुज्भह ! 

संबोही खलु पेच्च दुल्लहा । 
णो हवणमंति राइओ 

नो सुलभं पुणरावि जीविय॑ ॥। 

--सूतरकृतांग १।२।१।१ 
अभी इसी जीवन में समझो, क्‍यों नहीं समझ रहे हो ? मरने के 
बाद परलोक में सम्बोधि का मिलना कठिन है। 

१२२ 


उदबोधन १२३ 


२. 


१०. 


११., 


सेरो जहा वट्यं हरे, आउक्खयम्मि तुट्ई । 
“-सृत्रकृतांग १।२।१२ 
एक ही झपाटे में वाज जैसे बटेर को मार डालता है, वैसे ही 
आयु क्षीण होने पर मृत्यु भी जीवन को हर लेता है। 


नो सुलहा सुगई य पेच्चओ | 
“सत्रकृतांग १।२।११३ 
मरने के बाद सदृगति सुलभ नहीं है। (अत' जो कुछ सत्कर्म 
करना है, यही करो) । 
अत्तहियं खु दृह्ेण लब्भई । 
--सृत्रकृतांग १।२।२।३० 
आत्महित का अवसर मुश्किल से मिलता है । 


मा पच्छ असाधुता भवे, 


अच्चेही अणसास अप्पगं । 
--सुश्रकृतांग १॥२।३।७ 


भविष्य मे तुम्हें कष्ट भोगना न पडे, इसलिए अभी से अपने को 
विषय-वासना से दूर रखकर धमं से अनुशासित करो । 
न य सखयमाह जीवियं | 
- सूत्रकतांग १।२।२।१० 
जीवन-सूत्र टूट जाने के वाद फिर नही जुड पाता है। 
बोही य से नो सुलहा पुणो पुणो । 
-वेशवेकालिकचलिका १११४ 
सद्बोध प्राप्त करने का अवसर बार-वार मिलना सुलभ नहीं है । 
चइज्ज देहं, न हु धम्मसासणं । 
-वेशवेका लिकचलिका १।१७ 
देह को (आवश्यक होने पर) भले छोड़ दो, किन्तु अपने धर्म 
शासन को मत छोडो । 


१२४ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


| 
अणुसोओ संसारो पडिसोओ तस्स उत्तारों | 
--देशवंकालिकचलिका २।३ 
अनुश्नोत-- अर्थात्‌ विषयासक्त रहना, संसार है। प्रतित्रोत--- 
अर्थात्‌ विपयों से विरकक्‍त रहना, संस्तार-सागर से पार होता 
है । 
असंखयं जीविय मा प्रमायए ! 
--उत्तराध्ययन ४।१ 
जीवन का धागा टूट जाने पर पुन. जुड़ नही सकता, वह्‌ असस्कृत 
है इसलिए प्रमाद मत करो। 


दुमपत्तए पंड्यए जहा, निवड्॒‌इ राइगणाण अच्चए। 
एवं मणुयाण जीविय समय॑ं गोयम ! मा पमायए ॥ 
--उत्तराध्ययन १०।१ 
जिस प्रकार वृक्ष के पत्त समय आने पर पीले पड़ जाते है, एवं 
भूमि पर झड़ पड़ते है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी आयु 
के समाप्त होने पर क्षीण हो जाता है । अतएव है गौतम ! क्षण 
भर के लिए भी प्रमाद न कर । 


परिजुरइ ते सरीर॒यं, केसा पंड्रया ह॒वन्ति ते । 
से सवब्बबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥। 
--उत्तराध्ययन १०।२६ 
तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है, केश पक कर सफेद हो चले 
हैं। शरीर का सब बल क्षीण होता जा रहा है। अतएब हे 
गोतम ! क्षण भर के लिए भी प्रमादन कर । 


तिण्णोहु सि अण्णवं महू, कि पुण चिट्ठसि तोरमागओ ? 


अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥। 
१०२४ 


उद्बोधन १२४ 


१७, 


श८, 


१६. 


२०. 


२१. 


तू महासमुद्र को तर चुका है, अब किनारे आकर क्यों बैठ गया ? 
उस पार पहुंचने के लिए शीघ्रता कर। हे गौतम ! क्षण भर के 
लिए भी प्रमाद करना उचित नहीं है । 


मच्चुणा«्भाहओ लोगो, जराए परिवारिओ | 
- उस्तराष्ययन १४१३ 
जरा से घिरा हुआ यह मंसार मृत्यु से पीड़ित हो रहा है । 


जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई । 
धम्मं व कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥ 

“- उत्तराष्ययत १४।२५ 
जो रात्रियां बीत जाती हैं, वे पुनः लौटकर नहीं आती | किन्तु 
जो धर्म का आचरण करता रहता है, उसकी राज्रियां सफल हो 
जाती हैं । 


जस्सत्थि मच्चुणा सक्‍ख, जस्स बडत्थि पलायणं । 
जो जाणें न मरिस्सामि, सो हु कंख सुए सिया ॥ 
--उत्त राध्ययन १४।२७ 
जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, जो उससे भागकर बच 
सकता हो, अथवा जो यह जानता हो कि मैं कभी महरूँगा 
नही, वही कल पर भरोसा कर सकता है (अन्यथा कल का क्‍या 
विश्वास ?) 
अप्पणा अनाहों संतो, कह नाहो भविस्ससि ? 
--उत्तराध्ययात २०१२ 
तू स्वयं अनाथ है, तो फिर दूसरे का नाथ कंसे हो सकता है ? 
कालेण काल विह्रेज्ज रदठे, 
बलाबलं जाणिय अण्पणो य। 
--उत्तराध्ययन २०१४ 


१२६ जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


अपनी शक्ति को ठोक तरह पहचान कर यथावसर यथोचित 
कतंव्य का फालन करते हुये राष्ट्र (विश्व) में विचरण करिए । 
२२. सीहो व सह ण॑ न संतसेज्जा । 
-- उत्तराष्ययन २१।१४ 
सिंह के समान निर्भीक रहिए, केवल शब्दों (लोक-चर्चाओं) से न 
डरिए । 
२३. ज॑ कल्‍ल॑ कायव्बं, णरेण अज्जेव त॑ं बरं काउ । 
मच्चू अकलुणहिआओ, न हु दीसइ आवयंतो वि ॥ 

- बृहत्कल्पभाष्य ४६७४ 
जो कतंव्य कल करना है, वह आज ही कर लेना अच्छा है। 
मृत्यु अत्यन्त निर्देय है, यह कब आ कर दबोच ले, मालुम 
नहीं ! क्‍योंकि वह आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता । 


२४. तूरह धम्मं काउ', मा हु पमायं खणं वि कुव्वित्था । 
बहुविग्घो हु मुहत्तो, मा अवरण्ह पडिच्छाहि ॥ 
--बृहत्कल्पभाष्य ४६७५ 
धर्मांचरण करने के लिए शीघ्रता करो, एक क्षण भी प्रमाद मत 
करो । जीवन का एक-एक क्षण विध्नों से भरा है, इसमें सध्या 
की भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । 


२५. जागरह ! णरा णिच्चं, जागरमाणस्स बड्ढते बुद्धी । 
जो सुबति न सो सुहितो, जो जग्गति सो सया सुहितो ॥ 
--निशोथभाष्य ५६०३ 
मनुष्यो ! सदा जागते रहो, जागनेवाले की बुद्धि सदा वर्धमान 
रहती है । जो सोता, वह सुखी नहीं होता, जाग्रत रहने वाला ही 
सदा सुखी रहता है । न्‍ 

२६. सुवति सुवंतस्स सुय॑, संकियं खलियं भवे पमत्तस्स । 

जागरमाणस्स स॒यं, थिर-परिचितमप्पमत्तस्स ।। 
-- निशोथभाष्य ५२०४ 


२७. 


र्‌८. 


३० 


१२७ 


सोते हुए का श्र्‌ त - ज्ञान सुप्त रहता है, प्रमत्त रहनेवाले का ज्ञान 
शंकित एवं स्खलित हो जाता है। जो अप्रमत्त भाव से जाग्रत 
रहता है, उसका ज्ञान सदा स्थिर एवं परिचित रहता है, अर्थात्‌ 
अप्रमत्त की प्रज्ञा सदा जाग्नत रहती है। 


सुबइ य अजगरभूतो, सुय पि से णासती अमयभूयं । 
होहिति गोणब्भूयो, णट्ठमि सुए अमयभूये ॥ 

- नेशोथभाष्य ५३०५ 
जो अजगर के समान सोया रहता है, उसका अमृतस्वरूप श्र्‌त 
(ज्ञान) नष्ट हो जाता है, और अमृतस्वरूप श्र्‌त के नष्ट हो 
जाने पर व्यक्ति एक तरह से निरा बल ही हो जाता है । 


जागरिया धम्मीणं आहम्मीणं च सुत्तया सेया । 
-“-निशीथभाष्य ५३०६ 
धाभिक व्यक्तियो का जागते रहना अच्छा है और अधाभिक जनों 
का सोते रहना । 
णालस्सेण सम॑ं सोक्ख, ण बिज्जा सह णिहया । 
ण वेरग्गं ममत्तेणं णारभेण दयालुआ। 
--निशीयभाष्य ५३०७ 
आलस्य के साथ सुख का, निद्रा के साथ विद्या का, ममत्व के 
साथ वैराग्य का, और आरम्भ--हिसा के साथ दयालुता का 
कोई मल नही है, 


इणमेव खणं वियाणिया । 
--सूत्रकृतांग १।२।३।१६ 
जो क्षण वर्तमान में उपस्थित है, वही महत्वपूर्ण है, अतः उसे 
सफल बनाना चाहिए । 


३५ विविध शिक्षाएं 


१. 


न य पावपरिक्खेवी, नय मित्तेसु कुप्पई । 
अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कललाण भासई । 

--3उ त्तराध्ययन ११११२ 
सुशिक्षित व्यक्ति न किसी पर दोषारोपण करता है, और न कभी 
परिचितों पर कुपित ही होता है । और तो क्या, मित्र के साथ मत- 
भेद होने पर भी परोक्ष में उसकी भलाई की ही बात करता है । 

अटठजुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरट्ठाणि उ वज्जए । 
--उत्तराध्ययन १८ 
अर्थयुक्त- सारभूत बातें ही ग्रहण कीजिए, निरथंक बातें छोड़ 
दीजिए । 
पुृव्वकम्मखयट्ठाए, इम॑ देह समुद्धरे । 

-- उत्तराष्ययन्त ६।१४ 
पहले के किए हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए इस देह की सार- 
सम्भाल रखनी चाहिए । 

विहुणाहि रयं प्रे कडं । 

--उत्तराध्ययन १०।३ 
पूर्व सचित कर्म रूपी रज को साफ कर ! 

किरिअं च रोयए धीरो । 

--उस्तराध्ययन १८।३३ 
धीर पुरुष सदा क्रिया (कर्तव्य) में ही रुचि रखते हैं । 

१२८ 


विविध शिक्षाएं १२६ 


६ न सब्ब सव्वत्थभिरोयएज्जा । 
“+-उसराध्यपतत २१।१४५ 
हर कहीं, हर किसी वस्तु में मन को मत लगा बैठिए। 
७. सीहे जहा खुड्डमिगा चरंता, 


दूरे चरंती परिसंकमाणा। 
एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं, 
द्रेण पाव॑ परिवज्जएज्जा ॥ 
-सृत्रकृतांग १३१०।२० 
जिस प्रकार मृगशावक (हरिण) सिह से डरकर दूर-दूर रहते हैं, 
उसीप्रकार बुद्धिमान धर्म को जानकर पाप से दूर-दूर रहें । 


८... न कया वि मणरोण पावएणं पावग किचि वि झायब्बं। 
बईए पावियाए पावगं न किचिधि भासियब्धं ॥ 
-- प्रश्नव्ययकरण २॥१ 


मन से कभी भी बुरा नही सोचना चाहिए । 
वचन से कभी भी बुरा नही बोलना चाहिए। 
९. ज॑ सेयं त॑ं समायरे । 
--दशर्वकालिक ४११ 
जो श्रेव (हितकर) हो, उसी का आचरण करना चाहिए । 
१०. कुसीलवड्ढणं ठाणं, दूरओ परिवज्जए । 
--वेशवेकालिक ६।५९ 
कुशील (अनाचार) बढानेवाले प्रसंगों से साधक को हमेशा दूर 
रहना चाहिए । 
११. बल थाम त्र पेहाए सद्धामारुग्गमप्पणों । 
खेत्त कालं च विन्नाय, तहप्पाण निजु जए॥ 
-- बशवंफालिक ८।३५ 


१३० 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


अपना मनोबल, शारीरिक शक्ति, श्रद्धा, स्वास्थ्य, क्षेत्र और काल 
को ठीक तरह से परख कर ही अपने को किसी भी सत्काय के 
सम्पादन मे नियोजित करना चाहिए । 


जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्ढइ । 
जाविदिया न हायन्ति, ताव धम्म समायरे ॥। 

-- देशवेकालिक ८।३६ 
जब तक बुढ़ापा आता नही, जब तक व्याधियो का जोर बढ़ता 
नही, जब तक इन्द्रियाँ (कर्मंशक्ति) क्षीण नही होती है, तभी 
तक बुद्धिमान को जो भी धर्माचरण करना हो, कर लेना चाहिए। 


कुल विणासेइ सय पयाता, 
नदीव कूल कुलडा उ नारी | 
“--बहत्कल्पभाष्य ३२५१ 
स्वच्छन्द आचरण करनेवाली नारी अपने दोनों कुलो [पितृकुल 
वं श्वसुरकुल | को वेसे ही नष्ट कर देती है जैसे कि स्वच्छन्द 
बहती हुई नदी अपने दोनों कूलों [तटो ] को । 
भण्णति सब्भमसज्भं, कज्जं सब्कभ तु साहुए मइमं । 
अविसज्क साहेंतो, किलिस्सति नत च साहेई ॥ 
--निशोथभाष्य ४१५७ 
कार्य के दो रूप है--साध्य और असाध्य, बुद्धिमान साध्य को 
साधने मे ही प्रयत्त करे । चूंकि असाध्य को साधने मे व्यर्थ का 
क्लेश ही होता है और काय भी सिद्ध नही हो पाता । 


आवत्तीए जहा अप्पं॑ रक्‍्खति । 

तहा अण्णोवि आवत्तीए रक्खियव्यो ।। 
--निशी थर्चाण ५६४२ 
आपत्तिकाल मे जैसे अपनी रक्ष्म की जातो है, उसी प्रकार दूसरो 
की भी रक्षा करनी चाहिए । कब 


१ आत्म-दर्शन 


३. जे अणण्णदंसी से अणण्णारामे, 
जे अणण्णारामे, से अणण्णदंसी । 

-- आखजारांग १।२।६ 
जो 'स्व' से अन्यत्र हृष्टि नही रखता है, वह 'स्व' से अन्यत्र रमता 
भी नही है और जो 'स्व” से अन्यत्र रमता नही है, वह 'स्व' से 
अन्यत्र हृष्टि भी नही रखता है। 


2४ बदणियमाणि धरता, सीलाणि तहा तबं च कुब्बंता । 
परमट्टबाहिरा जे, णिव्वाणं ते ण विदंति ॥ 

-“ समयसार १५३ 
भले ही ब्रत नियम को धारण करे, तप और शील का आचरण 
करे, किन्तु जो परमार्थरूप आत्मबोध से शुन्य है, वह कभी निर्वाण 
प्राप्त नही कर सकता | 


रे, ण याणंति अप्पणो वि, किन्‍्नु अण्णेसि । 
--आचारांगचर्णि १।३।३ 
जो अपने को नही जानता, वह दूसरे को कया जानेगा ? 


४. सुत्ता अमुणो, मुणिणो सया जागरंति । 
“-आशारांग १।३।१ 
आत्मदर्शन से शुन्य अज्ञानी सद। सोये रहते है और आत्मद्रष्टा 
' ज्ञानी सदा जागृत रहते है । 
१३१ 


१३२ 


भी 


छ 


जैनधर्म की हज।र शिक्षाएं 


व्यवहारे सुषुप्तो यः, स जागर्त्यात्मगोचरे । 
6जागर्ति व्यवहारेअस्मनू,स १प्तश्चात्मगो चरे ।। 
--समाधिशतक ७८ 
जो व्यवहार में सोया हुआ है, वह आत्मा के विषय में जागृत है 
और जो लोक-व्यवहार मे जागृत है, वह आत्मा के विषय में सोया 
हुआ है। 


अप्पा अप्पठ जइ मृुणइ, तउ णिव्वाण लहेइ । 
पर अप्पा जउ मर्णाह तहु संसार भमेइ । 
--योगसार १२ 
यदि तू अपने से अपने (आत्मा) को पहचान लेता है तो तू निर्वाण 
प्राप्त कर लेगा, यदि पर-पदार्थों को अपना (आत्म-स्वरूप) समझ 
लिया तो संसार मे भ्रमण करता रहेगा । 


जो परमप्पा सो जिउहं जो हउं सो परमप्पु । 
“ योगसार २२ 
जो परमात्मा है, वही मै (आत्मा) हूं, जो आत्मा है, वही 
परमात्मा (बन सकता) है। 


तिर्त्थाह देवलि देवणवि इम सुई केवलि वृत्तु । 
देहा देवलि देउ जिणु एहउ जाणि णिभतु । 
+योगसार ४२ 
तीर्थ एवं देवालय मे भगवान नहीं है--यह श्रुतकेवली का वचन 
है। इस देह रूपी देवलय में ही भगवान है, यह निर्ञ्रान्त रूप से 
जान लेना चाहिए। 


खण्ड 


अध्यात्म-दर्शन 


विषय : २५ ः शिक्षाएँ : ४१७ 


२ आत्म-स्वरूप 


५, अत्थि मे आया उववाइए”"* 
से आयाबादी, लोयाबादी. कम्मावादी, किरियावादी । 
--आचारांग १११॥१ 
यह मेरी आत्मा ओपपातिक है, कर्मानुसार पुनर्जन्म ग्रहण करती 
है'** आत्मा के पुनर्जन्मसम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार करनेवाला 
ही वस्तुतः आत्मवादी, लोकवादी, कमंवादी एवं क्रियावादी है । 


२. जे लोगं अब्भाइक्खति, से अत्ताणं अब्भाइक्खति । 
जे अत्ताणं अब्भाइक्खति, से लोगं अब्भाइक्खति ॥। 

- आचारांग १।१।३ 
जो लोक (अन्य जीवसमूह) का अपलाप करता है, वह स्वयं अपनी 
आत्मा का भी अपलाप करता है। जो अपनी आत्मा का अपलाप 
करता है, वह लोक (अन्य जीवसमूह) का भी अपलाप करता है । 

३. पुरिसा ! तुममेव तुम॑ मित्तं, 
कि बहिया मित्तमिच्छसि ? 

--आधचारांग १।३॥३ 
मानव ! तू स्वय ही अपना मित्र है। तू बाहर में क्यो किसी मित्र 
(सहायक) की खोज कर रहा है ? 

/: 


( ४.) बन्धप्पमोक्खो अज्ञत्थेव । 


कली 
है 


--आधारांग १।५।२ 
वस्‍्तुत; बन्धन और मोक्ष अन्दर में ही है । 


१३३ 


१३४ 


शी 


६. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया | 
जे ण वियाणइ से आया । तं पड़च्च पडिसंखाए । 

--आखारांग १।५।५ 
जो आत्मा है, वह विज्ञाता है । 
जो विज्ञाता है, वह आत्मा है। 
जिससे जाना जाता है, वह आत्मा है। 
जानने की इस शक्ति से ही आत्मा की प्रतीति होती है । 

सव्वे सरा नियटटंति, 
तकका जत्थ न विज्जइ । 
मई तत्थ न गाहिया। 

“-आयारांग १।५।६ 
आत्मा के वर्णन मे सब के सव शब्द निवृत्त हो जाते है--समाप्त 
हो जाते हैं । 
वहां तर्क की गति भी नही है । 
और न बुद्धि ही उसे ठीक तरह ग्रहण कर पाती है। 


अन्नो जीवो, अन्न सरीरं । 
--सुत्रकृतांग २१६ 
आत्मा और है, शरीर और है। 
अन्ने खलु कामभोगा, अन्नो अहमंसि । 

- सूत्रकृतांग २१११३ 
शब्द, रूप आदि काम-भोग (जडपदाथे) और हैं, मैं (आत्मा) 
ओर हूं । 

अप्पणा चेव उदीरेड, अप्पणा चेव गरहइ, 
अप्पणा चेव संवरह | 
--भगवती १॥३ 


आत्म-स्व॒रूप १३४ 


कि 
११. ' 


१२. 


१३. 


१४. 


आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही कर्मों की उदीरणा करता है, स्वयं 
अपने द्वारा ही उनकी गर्ह--आलोचना करता है, और अपने 
द्वारा ही कर्मों का संवर-आश्रव का निरोध करता है । 


हत्थिस्स य कु थुस्स य समे चेव जीवे । 
-- भगवती ७।८ 


आत्मा की दृष्टि से हाथी और कुथुआ-दोनों में आत्मा एक 
समान है । 


नत्यि जीवस्स नासो त्ति । 
--उतस्तराध्ययत २२७ 
आत्मा का कभी नाश नहीं होता । 
नो इन्दियर्गेज्म अमुत्तभावा, 
अमुत्तभावा वि य होइ निच्च । 

--उतस्तराध्ययन १४।२१६ 
आत्मा आदि अमृतंतत्व इन्द्रियग्राह्म नहीं होते । और जो अमूर्ते 
होते हैं वे अविनाशि-नित्य भी होते हैं । 

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में क़ुडसामली । 
अप्पा कामदूहा घेण्‌, अप्पा भे नन्‍्दर्ण वर्ण ।। 
उत्तरा््यपत्र २०।३६ 


मेरी (पाप में प्रवृत्त) आत्मा ही वेतरणी नदी और कृटशाल्मली 
वृक्ष के समान (कष्टदायी) है । और मेरी आत्मा ही (सत्कर्म में 
प्रवृत्त) कामधेनु और नन्‍्दनवन के समान सुखदायी भी है। 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दृह्मण य सुहाण य । 
अप्पा मित्तममित्तं च, दृष्पटिठिय सुप्पटिठओ ॥ 


- उसराध्यक्त २०।३७ 


१३६ 


१७, 


१८. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


आत्मा ही सुख-दुःख का कर्त्ता और भोक्ता है। सदाचार में प्रवृत्त 
आत्मा मित्र के तुल्य है, और दुराचार में प्रवृत्त होने पर वही 
शत्र है। 
कह सो घिप्पइ अप्पा ? पण्णाए सो उ घिप्पए अप्पा । 
--समयसार २६६ 
यह आत्मा किस प्रकार जाना जा सकता है ? 
आत्मप्रज्ञा अर्थात्‌ भेद--विज्ञान रूप वृद्धि से ही जाना जा सकता 
है । 
आदा खु मन्‍्क णाणं, आदा मे दंसणं चरित्त च । 
“"समयसार २७७ 
मेरा अपना आत्मा ही ज्ञान (ज्ञानरूप) है, दर्शन है और चारित्र 
है। 
उवबओग एवं अहमिक्को । 
“-समयसार २७ 
मैं (आत्मा) एकमात्र उपयोगमय -->ज्ञानमय हूं । 
अहमिक्को खलु सुद्धो, दंसणणाणमइयो सदा रूवी । 
ण वि अत्थि मज्झ किचि वि, अण्णं परमाणुमित्तंपि '। 
+-समयसार ३८ 
आत्मद्रष्टा विचार करता है कि--“मैं तो शुद्ध ज्ञान-दशन स्वरूप 
सदाकाल अमूर्तं एवं शुद्ध शाश्वत तत्व हूं, परमाणु मात्र भी अन्य 
द्रव्य मेरा नहीं है । 
णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करोदि । 
वेदयद्टि पुणो तं चेण, जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ 
| ---समयसार ८रे 
निश्चयहृष्टि से आत्मा अपने को ही करता है, और अपने को 
ही भोगता है । 


आत्मन्‍्स्‍थथरूप १३७ 


३१. 


जीवो परिणमदि जदा, 

सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो । 
सुद्ंण तदा सुद्धो, 

हवदि हि परिणामसब्भावों ॥ 

-- प्रबशनसार १।६ 
आत्मा परिणमन स्वभाववाला है, इसलिए जब शुभ या अशुभ 
भाव मे परिणत होता है, तब वह शुभ या अशुभ हो जाता है। 
ओर जब शुद्ध भाव में परिणत होता है, तब वह शुद्ध होता है। 


जारिसिया सिद्धप्पा, भवमल्लिय जीव तारिसा होंति । 

“-नियमसार ४७ 
जैसी शुद्ध आत्मा सिद्धों (मुक्त आत्माओ) की है, मूल स्वरूप से 
बसी ही शुद्ध आत्मा ससारस्थ प्राणियों की है । 


केवलसत्तिसहावो, सोह इदि चितए णाणी । 
-- नियमसार €६ 


“मैं केवल शक्ति स्वरूप है --ज्ञानी ऐसा चिन्तन करे । 


एगो में सासदो अप्पा, णाण दंसणलक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा, सब्बे संजोगलक्खणा । 

-- नियमसार ६६ 
ज्ञान-दशंन स्वरूप मेरा आत्मा ही शाश्वत तत्त्व है, इससे भिन्न 
जितने भी (राग-द्व ष, कर्म, शरीर आदि) भाव है, वे सब सगोग- 
जन्य बाह्यभाव है, अत वे मेरे नही है | 

जो भायइ अप्पाणं, परमसमाही हवे तस्स । 
--नियमसार १०२ 
जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है, उसे परम समाधि की 
प्राप्ति होती है । 


मोक्षमार्ग 


नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवोी तहा। 
एस मग्गे त्ति पन्नत्तो, जिर्णेहि वरदंसिहि ॥ 
---उत्तराध्ययन २८।२ 
वस्तु स्वरूप को यथार्थ से जाननेवाले जिन भगवान ने ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र ओर तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है । 


आहसु विज्जाचरणं पमोवख । 
-- सूत्रकृतांग ११२।११ 


ज्ञान और कर्म (विद्या एव चरण) से ही मोक्ष प्राप्त होता है । 


नाणफलाभावाओ, मिच्छा दिट्ठस्स अण्णाण । 
--विशेषाव रयकभाष्य ५२१ 
ज्ञान के फल (सदाचार) का अभाव होने से मिथ्याहृष्टि का ज्ञान 
अज्ञान है । 


नारोण जाणई भावे, दंसणेण य सहहे । 
चरित्तेण निगिण्हाई, तवेण परिसुज्कई ॥ 

-- उत्तराधष्ययन २८।३५ 
ज्ञान से भावों (पदार्थों) का सम्यक्‌ बोध होता है, दशन से श्रद्धा 
होती है। चारित्र से कर्मों का निरोध होता है और तप से आत्मा 
निर्मल होती है । 


१४७ 


मोक्ष-मार्गं १४१ 


४६ नाणस्स सब्बस्प प्गासणाए 
अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए । 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, 
एगतसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥ 
--उ्तराध्ययन ३२॥२ 
ज्ञान के समग्र प्रकाश से, अज्ञान और मोह के विवर्जन से, राग 
एव ढ्व प के क्षय से, आत्मा एकान्त सुख-स्वरूप मोक्ष को प्राप्त 
करता है । 


६. णाणं पयासगं, सोहओ तबो, संजमो य गुन्षिकरो | 
तिण्हूं प समाजोगे, मोक्खो जिणसासणे भणिओ ॥। 
--आवश्यकनियु क्ति १०३ 
ज्ञान प्रकाश करनेवाला है, तप विशुद्धि एव सयम पापों का निरोध 
करता है ॥ तीनों के समयोग से ही मोक्ष होता है--यही जिन- 
शासन का कथन है । 
७. मोक्षोपायों योगो ज्ञान-श्रद्धान-चरणात्मकः । 
--अभिधानचिन्तामणि १।७७ 
योग, ज्ञान-दर्शन-चा रित्रमय है एवं मोक्ष का उपाय है । 
हे; सव्वारंभ-परिग्गह णिक्खेवो सव्बभूतसमया य। 
एक्कग्गमणसमाहाणया य, अह एत्तिओ मोक्खो ॥। 

--- बृहत्कल्पभ्ाष्य ४५८५ 
सब प्रकार के आरम्भ और परिग्रह का त्याग, सब प्राणियों के 
प्रति समता और चित्त की एकाग्रतारूप समाधि--बस॒ इतना 
मात्र मोक्ष है । 

६. नाण-किरियाहि मोक्खो । 
न श्यकभाष्य ३ 
ज्ञान एवं क्रिया (आचार) से ही मुक्ति होती हैं। 


| 


१४२ 
१०. 


१.१ 


१२. 


१३. 


१४, 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


धम्मोडवि जओ सब्बो, न साहणं कितु जो जोग्गो । 
--विशेषा ० भाष्य २३१ 
सभी धर्म मुक्ति के साधन नहीं होते, किन्तु जो योग्य है, वही 
साधन होता है । 
विवेगो मोक्खो । 


--आचारांगर्चाण १।७।१ 
वस्तुत: विबेक ही मोक्ष है । 


नाशाम्वरत्वे न सिताम्बरत्वे, न तकवादे न च तत्त्ववादे । 
न पक्षसेवाश्रयणेन मुक्ति. कषायमुक्ति: किलमुक्तिरेव ॥ 

--हरिभद्वसूरि 
मुक्ति न तो दिगम्बरत्व में है, न श्वेताम्बरत्व में, न तकंवाद 
में है, न तत््ववाद में तथा न ही किसी एक पक्ष की सेवा करने 
में है। वास्तव में क्रोध आदि कषायों से मुक्त होना ही मुक्ति 
है । 


परमाथतस्तु ज्ञानदशनचारित्राणि मोक्षकारण न लिगादीनि । 
-:उत्तराध्ययनचर्णि २३ 
परमार्थ दृष्टि से ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही मोक्ष का माग्ं है, 
बेष आदि नहीं । 
सम्यग्‌दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: । 

- तस्‍्वाथंसृत्र ११ 
सम्यग दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ चारित्र-यही मोक्ष का 
मार्ग है । 

परिणिव्व॒ुत्तो णाम रागद्रोसविमुक्के । 


--उत्तराष्ययनचर्णि १० 
राग और द्वंष से मुक्त होना ही परिनिर्वाण है । 


मोक्ष-मार्य १४३ 


१६. 


१७. 


श्ष 


१६. 


र्‌ ०, 


२१. 


निव्विकपपसुहं सुह । 
---बहत्कल्पश्ाष्य ५७१७ 
वस्तुत: राग-द्व ष के विकल्प से मुक्त निविकल्प सुख हो सुख है। 


अउलं सुहसपत्ता उवमा जस्स नत्थि उ। 
--उत्तराध्ययत ३६।६६ 
मोक्ष मे आत्मा अनन्त सुखभय रहता है। उस सुख की कोई 
उपमा नही है । और न कोई गणना ही है । 


ण वि अत्थि माणुसाण, त॑ सोक्ख ण वि व सव्ब देवाणं । 

ज सिद्धाणं' सोक्‍्ख, अव्वाबाहं. उवगयाण ॥ 

--ओऔपपातिक १८० 

ससार के सब मनुष्यो और सब देवताओ को भी वह सुख प्राप्त 

नही है, जो सुख अव्याबाध स्थिति को प्राप्त हुए मुक्त आत्माओ 

को है। 
केवलियनाण लंभो, नन्‍नतत्थ खए कसायाण। 

“-अआवश्यकनियु बित १०४ 

ऋ्रोधादि कषायो को क्षय किए बिना केवलज्ञान (पूर्ण ज्ञान) की 
प्राप्ति नही होती । 


जे जत्तिआ अ हेंउ भवस्स, 
ते चेव तत्तिआ मुक्खे । 
--ओघनियु क्ति ४३ 
जो और जितने हेतु ससार के है वे और उतने ही हेतु मोक्ष 
के हैं । 


इरिआवहमाईआ, जे चेव हवति कम्मबंधाय । 
अजयाण ते चेव उ, जयाणं नि०्वाणगमणाय ॥। 
- मोघनियु कित ५४ 


हैंड 


२२. 


२३. 


२४. 


जनधर्म की हजार शिक्षाएं 


जो ईर्यापथिक (गमनागमन। आदि क्रियाएं असंगतत के लिए कर्से 
बन्ध का कारण होती हैं, वे ही यतनाशील के लिए मुक्ति का 
कारण बन जाती हैं । 

: माराभिसंकी मरणा पमुच्चइ । 

- आचारांग १।२३।१ 
मृत्यु से सदा सतक॑ रहनेवाला साधक ही उससे छुटकारा पा 
सकता है । 

अरइ' आउटटे से मेहावी खणंसि मुक्के । 

-“आचारांग १।२२ 
अरति (संयम के प्रति अरृचि) से मुक्त रहनेवाला साधक क्षण- 
भर में ही बन्धन मुक्त हो सकता है । 

छुंदं निरोहेण उवेइ मोक्खं। 

“-”-उत्तराध्ययन ४॥८ 

इच्छाओं को रोकने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। 


१, 


सम्यग्‌दशन 


तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उवएसण्णं । 
भावेण सहहंतस्स सम्मत्तं तु वियाहिय॑ ॥ 
--उत्तराधष्ययत २८१४५ 
स्वयं या उपदेश से जीव-अजीव आदि सद्भावों में, सतृतत्वों में 
आन्तरिक--हा दिक श्रद्धा सम्पक्त्व-सम्यग॒वर्शन है । 
यथाथंतत्त्वश्रद्धा सम्यकत्वम । 
--जैनसिद्धान्तदीपिका ५॥३ 
जीवादि तत्वों की यथार्थश्रद्धा (सम्यकू-विचार) करना सम्यध- 
दशेन है । 
या देवे देवताबुद्धि गुरो च गुरुतामतिः । 
धर्मे च ध्ंघी :शुद्धा, सम्यकश्रद्धानमुच्यते ॥ 
--योगशास्त्र २।२ 
वीतरागदेव में देव-बुद्धि का होना, सदगुरु में गुरु-बुद्धि का 
होना और सच्चे धर्म में धर्ं-बुद्धि का होना सच्ची बढ़ा 
कहल।ती है। 
हेयाहेयं च तहा, जो जाणइ सो हु सहिद्ठी । 


जो हेय और उपादेय को जानता है, वही वास्तव में सम्यगू- 
दृष्टि है । 
१४८५ 


१४६ जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 
भर, भूयत्थमस्सिदों खलु, सम्माइदिठी हवइ जीवो । 


--समयसार ११ 
जो भूतार्थ अर्थात्‌ सत्यार्थ--शुद्धृष्टि का अवलम्बन करता है, 
वही सम्यग्दृष्टि है । 


_ . अप्पा अप्पम्मि रओओ, सम्माइट्ठी हवेइ फुडुजीवो । 
“--भावपाहुड ३१ 
जो आत्मा, आत्मा में लीन है, वही वस्तुत: सम्यग्दृष्टि है । 


७. नादंसणिस्स नाणं, 

नाणेण विणा न हुति चरणगुणा। 

अगुणिस्स णत्थि मोक्‍्खो, 

णत्थि अमोक्खस्स णिव्वाणं ॥ 
--उत्तराध्ययन २८।३० 
सम्यग्‌दर्शन के अभाव में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान के अभाव 
में चारित्र के गुण नही होते, गुणों के अभाव में मोक्ष नहीं होता 
और मोक्ष के अभाव में निर्वाण (शाश्वत-आत्मानन्द) प्राप्त नहीं 

होता । 
(८, नत्थि चरित्त सम्मत्तविहृर्ण । 
-“उत्तराध्ययन २८२९ 
सम्यकृत्व (सत्यदृष्टि) के अभाव में चारित्र नहीं हो सकता । 


8. समहिदटिठस्स सुयं॑ सुयणाणं, 
मिच्छहिट्ठिस्स स॒यं॑ सुय अन्नाणं । 
--नन्‍्दीसूत्र ४४ 
सम्यग-हष्टि का श्रुत--श्र्‌ तज्ञान है । 
मिथ्याइष्टि का श्र्‌त--श्र्‌त अज्ञान है । 


१०. सम्मत्तदंसो न करेइ पाव॑ । 
-- आचारांग १॥३॥२ 


सम्यगद्शत ... १४७ 


सम्यगूदर्शी साधक पापकर्म नहीं करता । अर्थात्‌ वह पापों से सदा 
बचता रहता है । 


११. कुणमाणो5वि' निवित्तिं, 
परिज्चयंतोडवि सयण-धण-भोए । 
दितोंडवि दुहस्स उरं, 

मिच्छेददिठी न सिज्कई उ॥। 
--आचारांगनियु क्ति २२० 
एक साधक निवृत्ति की साधना करता है, स्वजन, धन और भोग- 
बिलास का परित्याग करता है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन 
करता है, किन्तु यदि वह मिथ्याहृष्टि है, उसकी श्रद्धा विपरीत- 
पथगामी है तो अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। 


१२. दंसणवओ हि सफलाणि, हुंति तवनाणचरणाईं । 
--आचारांगनियु क्ति २२१ 


सम्यग्दृष्टि के ही तप, ज्ञान और चारित्र सफल होते है । 


4 सुद्धं तु वियाणंतो, सुद्धं चेवप्पय लहइ जीवो । 
जाणंतो दु असुद्ध, असुद्धमेवप्पयं लहइ ॥ 
--समयसार १८६ 
जो अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करता है, वह शुद्धभाव को 
प्राप्त करता है और जो अशुद्धरूप का अनुभव करता है, वह 
अशुद्धभाव को प्राप्त होता है। 


ह 24 ज॑ कुणदि समदिट्ठो, त॑ सब्ब॑ णिज्जरणिमित्त । 
ड़ --समयसार १६३ 


सम्यगृहृष्टि भात्मा जो कुछ भी तप, संयम आदि आचरण 
करता है, वह उसके कर्मों की निजरा के लिए ही होता है । 


१४८ 


१५. 


रे 


श्ष, 


१६. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


जह विसमुवश्ु जंतो, वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि । 
पुग्गलकम्मस्सुदयं, तह भु जदि णेव बज्कूए णाणी ॥। 
“समयसार १६४५ 
जिस प्रकार वैद्य (औषधरूप मे) विष खाता हुआ विष से मरता 
नही, उसी प्रकार सम्यग्हृष्टि श्वात्मा क्मोदय के कारण सुख- 
दु ख का अनुभव करते हुए भी उनसे बद्ध नही होता । 


सेवतो विण सेवइ असेवमाणो वि सेवगो कोई । 
--समयसार १६७ 
शानी आत्मा (अन्तर मे रागादि का अभाव होने के कारण) विषयों 
का सेवन करता हुआ भी सेवन नही करता | अज्ञानी आत्मा 
(अन्तर मे रागादि भाव होने के कारण) विषयों का सेवन नहीं 
करता हुआ भी सेवन करता है । 


जीवविघ्॒क्को सबओ,दसणमुक्को य होइ चल सबओ । 
सब॒ओ लोयअपुज्जो, लोउत्तरयम्मि चलसवओ॥। 
“भावपाहुड १४३ 
जीव से रहित शरीर---शब (भुर्दा-लाश ) है, इसी प्रकार सम्यग्‌- 
दर्शन से रहित व्यक्ति चलत'-फिरता शव है । शव लोक मे अनाद- 
रणीय (त्याज्य) होता है और वह चलशव लोकोत्तर अर्थात्‌ धर्म- 
साधना के क्षेत्र मे अनादरणीय और त्याज्य रहता है । 


अबच्छलत्ते य दसणे हाणी । 
- बहत्कल्पभाष्य २७११ 
धामिकजनो में परस्पर वात्सल्यभाव की कमी होने पर सम्थग- 
दर्शन की हानि होती है । 


दंसजभट्ठों भटठो दंसणभट्ठस्स नत्थि निव्वाणं । 
--भंक्तवरिशा ६६ 


सम्यग्‌दशंन १४६ 


२२. 


जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट है, वस्तुतः वही भ्रष्ट है, पतित है, क्योंकि 
दशन से भ्रष्ट को मोक्ष प्राप्त नही होता । 


दविए दंसणसुद्धी दंसणसुद्धस्स चरण तु । 
--ओघनियू किभाष्य ७ 
द्रव्यानुयोग (तत्वज्ञान) से दर्शन (हष्टि) शुद्ध होता है और दर्शन 
शुद्धि होने पर चारित्र की प्राप्ति होती है । 


सम्मह सगलंभो वरं खु तेलोक्कलंभादो । 
--भगवतीआराधना ७४२ 
सम्यग्‌दर्शन की प्राप्ति तीन लोक के ऐश्वर्य से भी श्रष्ठ है । 


स्थर्य प्रभावना भक्ति: कौशल॑ जिनशासने । 
तीर्थंसेवा च पञ्चापि, भूषणानि प्रचक्षते ।। 
--योगशास्न्र २१६ 
(१) धर्म मे स्थिरता, (२) धर्म की प्रभावना--व्याख्यानादि 
द्वारा, (३) जिनशासन की भक्ति, (४) कुशलता--अज्ञानियों को 
धर्म समझाने मे निपुणता, (५) चार तीथें की सेबा-- ये 
पाच सम्यक्त्व के भूषण है । 


श्रद्धा 


जाए सद्धाए निक्‍खंते तमेव अणपालेज्जा, 
विजहित्ता विसोत्तियं । 
--आचारांग १।१।३ 


जिस श्रद्धा के साथ निष्क्रमण किया है, साधना पथ अपनाया है, 
उसी श्रद्धा के साथ विश्नोतसिका (मन की शंका या कुण्ठा) से 
दूर रहकर उसका अनुपालन करना चाहिए | 
वितिगिच्छासमावन्नेणं अप्पाणेणं, 
नो लहइ समाहि । 
--आखचारांग १।५।५ 
शंकाणील व्यक्ति को कभी समाधि नहीं मिलती । 
कहं कहं वा वितिगिच्छतिण्णे । 

-सत्रकृतांग १।१४।६ 
मुमुक्ष को कैसे न कैसे मन की विचिकित्सा से पार हो जाना 
चाहिए। अर्थात्‌ शंकाशील नही रहना चाहिए। 

अदक्ख, व दक्‍्खुवाहियं सददहसु ! 

-सृत्रकृतांग २३।११ 
नहीं देखनेवालो ! तुम देखनेवालों की बात पर विश्वास करके 
चलो | 

2१५० 


अद्धा 


१५६ 


सद्धा परमदुल्लहा । 
--उत्तराध्ययन २।९६ 


धर्म में श्रद्धा होना परम दुलंभ है । 
संसयं खलु सो कुणइ, जो मग्गे कुणइ घर । 
--उत्तराष्ययन ६€।२६ 
साधना में संशय वही करता है, जो कि मार्ग में ही घर करना 
(रुक जाना) चाहता है । 


सद्धा खमं णे विणइभअत्तु रागं । 
-- उसलकाध्ययन १४॥२८ 


धर्म-श्रद्धा हमे राग (आसक्ति) से मुक्त कर सकती है। 


'जं सक्‍कइ त॑ की रइ, ज॑ न सक्‍कइ तयम्मि सदृदहणा । 
सदृदहमाणो जीवो, वच्चइई अयरामरं ठाणं॥ 
--धर्मसंग्रहू २।२१ 
जिसका आचरण हो सके, उसका आचरण करना चाहिए एवं 
जिसका आचरण न हो सके, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिये । धर्म 
पर श्रद्धा रखता हुआ जीव भी जरा एवं मरणरहित मुक्ति का 
अधिकारी होता है । 


ज्ञान ओर ज्ञानी 


उह सो पासगस्स नत्थि। 

- आचारांग १।२॥३ 
जो स्वयंद्रष्टा (ज्ञानी) है, उसे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती । 

आयंकदंसी न करेइ पाव॑ । 

--आचारांग १॥३।२ 
जो संसार के दु.खो को जानता है, वह ज्ञानी कभी पाप नहीं 
करता । 

पढ़म॑ नाणं तओ दया । 

--देशवेकालिक ४।१० 
पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके अनुसार दया-- अर्थात्‌ 
आचरण । 

जहा सुई ससुत्ता पडियावि न विणस्सइ । 
एवं जीवे ससुत्ते संसारे न विणस्सइ ॥ 
-उत्तराध्ययन २९।५६ 
जैसे धागे (सूत्र) में पिरोई हुई सूई गिर जाने पर भी गुम नहीं 
होती, उसी प्रकार ज्ञानरूप धागे से युक्त आत्मा संसार में भट- 
कता नहीं | 
१५२ 


ज्ञान और ज्ञावी १५३ 


भर 


श्र 


णाणं णरस्स सारो। 
--बैंशंनपाहुड ३१ 


ज्ञान मानव-जीवन का सार है । 


विन्नोणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छिउं । 
-- उत्तराध्ययन २३१३२९ 


विज्ञान के द्वारा धर्म के साधनो का उचित निर्णय करना चाहिए । 


सुयस्स आराहणयाए णं अन्नाणं खबेई । 
---उत्तराष्ययत्र २९॥५६ 
ज्ञान की आराधना करने से आत्मा अज्ञान का नाश करती है। 
सब्व जगृज्जोयकरं नाणं, नाणेण नज्जए चरणं। 
--व्यवहारभाष्य ७।२१६ 
ज्ञान विश्व के समस्त रहस्यों को प्रकाशित करनेवाला है। ज्ञान 
से ही मनुष्य को कर्तव्य का बोध होता है । 
नाणंमि असंतंमि चरित्तं वि न विज्जए । 
“वेयवहारभाष्य ७३२१७ 
जहां ज्ञान नहीं, वहां चारित्र भी नहीं रहता । 


अज्ञान 


अणाणाय पुट्ठा वि एगे नियट्टंति, 
मंदा मोहेण पाउडा। 
--आधारांग १॥।२॥२ 
मोहाच्छन्न अज्ञानी साधक संकट आनेपर धर्मशासन की अवज्ञा कर 
फिर संसार की ओर लौट पडते है । 


वितहं प्पड्लेयन्ने, 
तम्मि ठाणम्मि चिट्ठइ । 


--आख्ारांग ११२१३ 
अज्ञानी साधक जब कभी असत्य विचारों को सुन लेता है, तो वह 
उन्ही मे उलझकर रह जाता है। 

लोयंसि जाण अहियाय दुक्‍्खं । 

--आचारांग १।३।१ 
यह समझ लीजिये कि संसार में अज्ञान तथा मोह ही अहित और 
दुःख करनेवाला है । 

अंधो अंधं पहंणितो, दूरमद्धाणगच्छइ । 
“-सँत्रकृतांग ११२१६ 


अन्धा-अन्धे का पथप्रदर्शक बनता है, तो वह अभीष्ट मार्ग से दूर 
भटक जाता है । 


१४५४ 


अं 


€. 


।. ] १ 6 


एवं तक्‍काइ साहिता, धम्पाधम्मे अकोविया । 
दुकक्‍्खं ते नाइतुट्टंति, सउणी पंजरं जहा ॥ 

- सूत्रकृतांग १।१२।२२ 
जो धर्म और अधर्म से सवंथा अनजान व्यक्ति केवल कल्पित तकोँ 
के आधार पर ही अपने मन्‍्तव्य का प्रतिपादन करते हैं, वे अपने 
कर्मबन्धन को तोड़ नहीं सकते, जैसे कि पक्षी पिजरे को नहीं 
तोड पाता है । 

सय॑ सय॑ पसंसंता, गरहँता परं वयं। 
जे उ त्तत्थ विउस्सन्ति, संसार ते विउस्सिया । 

--संत्रकृतांग १।१।२।२३ 
जो अपने मत की प्रशंसा, दूसरों के मत की निन्‍्दा करने में ही 
अपना पांडित्य दिखाते हैं, वे एकान्तवादी संसारचक्र में भटकते 


ही रहते हैं । 


जहा अस्साविणि णावं, जाइअंधो दुरूहिया। 
इच्छह पारमागंतु' अंतरा य विसीयई ॥ 

-“ संज्रकृतांग ११२३१ 
अज्ञानी साधक उस जन्मांधव्यक्ति के समान है, जो छिद्रवाली 
नौकापर चढकर नदी के किनारे पहुंचना तो चाहता है, किन्तु 
किनारा आने से पहले ही बीच-प्रवाह में डब जाता है । 


समुप्पायमजाणंता, कह नायंति संबरं ? 
-“ सूत्रकृतांग ११॥१।३।१० 


जो दू:खोत्पत्ति का कारण ही नहीं जानते, वह उसके निरोध का 
कारण कैसे जान पायेंगे ? 


अन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेयपावर्ग ? 
--दशवजैकालिक ४१० 


१५६ 


१०. 


११. 


१२. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


अज्ञानी आत्मा क्‍या करेगा ? वह पुण्य और पाप को कैसे ज़त 
पायेगा ? 
जोवाजीवे अयाणंतो, कहूं सो नाही संवरं ? 
--दशवेकालिक ४११२ 


जो न जीव (चंतन्य) को जानता है, और न अजीव (जड़) को, 
वह सयम को कैसे जान पायेगा ? 


जावंत5विज्जा पुरिसा, रुव्वे ते दुक्वसंभवा । 
लुप्पंति बहुसो म्ृढा, संसारम्मि अणंतए ॥ 

- उत्तराध्ययन ६११ 
जितने भी अज्ञानी-तत्त्व-बोध-हीन पुरुष है, वे सब दुःख के पात्र 
है । इस अनन्त ससार मे बे मृढ प्राणी बार-बार विनाश को प्राप्त 
होते रहते है । 

आसुरीयं दिसं बाला, गचछंति अवसा तम॑ । 
--उत्तराध्ययन ७१० 
अज्ञानी जीव विवश हुये अन्धकाराच्छन्न आसुरीगति को प्राप्त 


होते है । 
अण्णाणमओ जीवो कम्माण कारगो होदि । 


--समयसार ६२ 
अज्ञानी आत्मा ही कर्मो का कर्ता होता है । 


जो अप्पणा दु मण्णदि, दुक्खिदसुहिदे करेहि सत्तेति । 
सो भूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ 
--समयसार २४५३ 
जो ऐसा मानता है कि “मैं दूसरो को दुःखी या सुछी करता हूँ '-- 
वह वस्तुतः अशानी है। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं मानते । 


अजशान १४७ 


१9 जं अण्णाणी कम्मं, खवेदि मवसयसहस्स-कोडीहि । 
त॑ णाणी तिहि गुत्तो, खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ 

- प्रवा्नसार ३॥३८ 
अज्ञानी साधक बाल तप के द्वारा लाखों-करोड़ों जन्मों « में जितने 
कर्म खपाता है, उतने कर्म मन, वचन, काया को संयत रखनेजाला 
ज्ञानी साधक एक श्वास मात्र में खपा देता है । 


१६. जह ण्हाउत्तिण्ण गओ, बहुअतरं रेणुयं छुभइ अंगे । 
सुट्ठ वि उज्जममाणो, तह अण्णाणी मल॑ं चिणइ। 
“--अहत्कल्पभ्नाष्य ११४७ 
जिस प्रकार हाथी स्नान करके फिर बहुत सी धल अपने ऊपर 
डाल लेता है, वेसे ही अज्ञानी साधक साधना करता हुआ भी नया 
करमंमल संचय करता जाता है। 


१७. ण केवल वयबालो “'कज्जं अयाणओ बालो चेव । 
-आधारांगनाणि ११२॥३ 
केवल अवस्था से ही कोई बाल (बालक) नहीं होता, किन्तु जिसे 


अपने कतंब्य का ज्ञान नहीं है वह भी 'बाल' ही है । 


१६, * भावे णाणावरणातीणि पंको । 
-: निशोथर्चाण ७० 


भाव दृष्टि से ज्ञानावरण (अज्ञान) आदि दोष आशभ्यन्तर-पंक हैं । 
१६. अगीअत्यस्स वयणेणं अमयंपि न चु टए। 
--गच्छाचारपइण्णा ४६ 
अगीतार्थ--अज्ञानी के कहने से अमृत भी नहीं पीना चाहिये । 


२०. अण्णाणं परम दृबखं, अण्णाणा जायते भयं। 


अण्णाणमूलो संसारो, विविहों सब्वदेहिणं ॥। 
--ऋषिभासित २१११ 


श्श्य 


२१. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान से भय उत्पन्न होता है, सब 
प्राणियों के संसार-भ्रमण का मूलकारण अज्ञान ही है । 


तत्थ मंदा विसीयंति उज्जाणंसि व दृव्बला । 
-सृत्रकृतांग १।२।२।२१ 
ऊंची भूमि पर चढ़ते हुए दुबंल बैलों की तरह अज्ञानी जीव जीवन 
की चढ़ाई में विषादग्रस्त होता है । 
नह्मज्ञानात्‌ परः पश्चुरस्ति । 
--नीतिवाक्यामृत ५१३७ 
अज्ञान से बढ़कर कोई पशु नहीं है । 


१. 


समभाव 


उवेह एणं बहिया य लोग, 
से सव्व लोगम्मि जे केइ विण्णू। 

“--आचारांग १।४।३ 
अपने धर्म से विपरीत रहनेवालों के प्रति भी उपेक्षाभाव [मध्य- 
स्थता का भाव] रखो ।अर्थात्‌ जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा 
[तटस्थता] रखता है, वह समग्र विश्व के विद्वानों में अग्रणी 
विद्वान है । 

सम्म॑ में सव्व भूदेसु, वेर॑ मज्क न केणइ । 
--नियमसार १०२ 
सब प्राणियों के प्रति मेरा एक जैसा समभाव है, किसी से मेरा 
बर नहीं है । 
जीवियं नाभिकंखिज्जा, 
मरणं नोवि पत्थए । 
दुहओ वि न सज्जेब्जा, 
जीविए मरणे तहा ॥। 

“-भआचारांग १४८४ 
साधक न जीने की आकांक्षा करे और न मरने की कामना करे | 
वह जीवन और मरण दोनों में ही किसी तरह की आसक्ति न 
रखे, तटस्थभाव से रहे । 


१५६ 


१६० 


४« 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


गंथेहि विवित्तेंहि, आउकालस्स पारए | 
“--आचारांग १॥८।८११ 
साधक को अन्दर और बाहर सभी अ्रन्थियों (बन्धन रूप ग़ाठों) 
से मुक्त होकर जीवनयात्रा पूर्ण करनी चाहिए । 


सामाइयमाहु तस्स ज, 
जो अप्पाण भए ण दंसए ॥ 

--सूत्रकृतांग १२२१७ 
समभाव उसी को रह सकता है, जो अपने को हर किसी भय से 
मुक्त रखता है । 

सव्व॑ जग॑ तु समयाणाुपेही, 
पियमप्पियं कस्स वि नो करेज्जा । 

--सूत्रकृतांग ११०१६ 
समग्र विश्व को जो समभाव से देखता है, वह न किसी का प्रिय 
करता है ओर न किसी का अप्रिय । अर्थात्‌ समदर्शी अपने पराये 
की भेद बुद्धि से परे होता है। 

वियाणिया अप्पगमप्पएणं, 
जो राग दोसेहि समो स पुज्जो | 
--दशबेकालिक ६।३।११ 
जो अपने को अपने से जानकर राम-द्व ष के प्रसगो मे सम रहता 
है, वही साधक पूज्य है । 
लाभा लाभे सुहे दुक्‍्खे, जीविए मरणे तहा । 
समो निदा पंससासु, समो माणावमाणओ ॥। 
-उस्तराध्ययत १६।६१ 
जी लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा और 
मान-अपमाल में समभाव रखता है वही वस्तुतः मुनि है । 


ऋर 


समभाव १६१ 


88 टी. 
९, चारित्तं समभावो । 
--पंचास्तिकाय १०७ 
समभाव ही 4 है 
325... तणकणए बट पव्वज्जा एरिसा भणिआ | 
मलिक बोंधपाहुड ४७ 


हैः 


१२. 


१३. 


११ 


तृण और कनक (सोना) में जब समानबुद्धि रहती है, तभी उसे 
प्रत्रज्या (दीक्षा) कहा जाता है। 
दुज्जणवयणचडक्कं, णिट्ठर कड॒य॑ सहंति सप्पुरिसा । 
--भावपाहुड १०७ 
सज्जन-पुरुष दुर्जनों के निष्ठडर और कठोर वचनरूप चपेटों को 
भी समभावपूर्वक सहन करते है । 
समभाव: सामाइय॑ । 
--सृत्रकृतांगर्चाण ११२१२ 
समभाव ही सामायिक है। 
धम्मं णं आइक्खमाणा तुब्भे उवसम॑ आइक्खह । 
उवसम॑ आइक्खमाणा विवेगं आइव्खह ॥ 
--आओपपातिकसूत्र ५८ 
प्रभो ! आपने धर्म का उपदेश देते हुए उपशम का उपदेश दिया 
और उपशम का उपदेश देते हुए विवेक का उपदेश दिया। 
अर्थात्‌ धर्म का सार उपशम-समभाव है और समभाव का सार 
है --विवेक ! 


जह मम ण पियं दुकखं जाणिअ एमेव सन्ध जीवाणं । 
न हणइ न हुणावेइ अ, सम मणइ तेण सो समणों ॥ 
--अनुयोगह्ार १२६ 


॥5२ जैनधर्म की हजार पिक्षाए 


जिसप्रकार मुझको दुःख प्रिय नही है, उस्ीप्रकार सभी जीवों 
को दु:ख प्रिय नही है, जो ऐसा जानकर न स्वयं हिंसा करता है 
न किसी से हिंसा करवाता है, वह समत्वयोगी ही सच्चा 
श्रमण है । 
ल्‍१% चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो त्ति णिद्िदद्दो । 
मोहक्खोहविहीणोी, परिणामों अप्पणो हु समो॥ 
--प्रव्चननसार १॥७ 
चारित्र ही वास्तव मे प्वरर्म है, और जो धर्म है वह समत्व है । 
मोह ओर क्षोभ से रहित आत्मा का अपना शुद्ध-परिणमन ही 
समत्व है । 
240. समणों समसुह-दुक्खों, भणिदो सुद्धोवओगो त्ति । 

- अ्वचनसार १११४ 
जो सुख-दुःख मे समानभाव रखता है, वही वीतराग श्रमण शुद्ध- 
उपयोगी कहा गया है । 

१७. जस्स सामाणिओ अप्पा, सजमे णिअमे तवे । 
तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासिअं ॥ 

--अनुयोगद्वार १५७ 
जिसकी आत्मा सयम में, नियम में एवं तप मे सुस्थिर है, 
उसी की सच्ची सामायिक होती है--ऐसा केवली भगवान ने 
कहा है । 

१८. जो समो सब्वश५एसु, तसेसु थावरेसु अ। 
तस्स सामाइयं होइ, इद केवलिभासिअं ॥ 
-अनुयोगद्वार १२८ 
- जो त्रस (कीट, पतगादि) ओर स्थावर (पृथ्वी, जल आदि) 
. सब जीवों के प्रति सम है अर्थात्‌ समत्वयुक्त है, उसी की सच्ची 
सामायिक होती है--ऐसा केवली भगवान ने कहा है । 


समभाव १६३ 


१६. 


२१. 


२२. 


२३. 


समभावो सामायियं, त॑ं सकसायस्स णो विसुज्भेज्जा । 
.... --निशोथचूणि २८४६ 
समभाव सामायिक है, अतः कषाययुक्त व्यक्ति का सामायिक 
विशुद्ध नहीं होता । 
आया णे अज्जो ! सामाइए, 
आया णे अज्जो ! सामाइस्स अटूठे । 

--भगवती १।६ 
हे आय ! आत्मा ही सामायिक [समत्वभाव] है और आत्मा ही 
सामायिक का अर्थ [विशुद्धि ] है । 

सामाइएणं सावज्जजोगविर्‌द जणयइ। 
--उत्तराध्ययन २९।८- 
सामायिक की साधना से पापकारी प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता 
है। 
कि तिब्वेण तवेणं, कि जवेणं कि चरित्तेणं । 
समयाइ विण मुक्खो, न हु हुओ कहवि न हु होइ ॥ 
--सामायिकप्रवचन, पृष्ठ ७८ 
चाहे कोई कितना ही तीज तप तपे, जप-जपे अथवा मुनि-वेष 
धारण कर स्थूल क्रियाकाण्डरूप चारित्र-पाले; परन्तु समत। 
भावरूप सामायिक के बिना न किसी को मोक्ष हुआ है और न 
होगा । 
सेयंबरों वा, आसंबरो वा, बुढो वा, तहेव अप्नो वा । 
समभाव-भाविअप्पा लह॒इ मोकक्‍्खं न संदेहो | 
हरिभव्रसूरि 


-- चाहे श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो, बुद्ध या, कोई अन्य हो । समता 


से भावित आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करती है ॥ 


ने 
है 


च््््श्ण 


संयम 


जहा कुम्मे सअंगाईं, सए देहे समाहरे। 
एवं पावाईं मेहावी, अज्भ्पेण समाहरे ।। 

“5 सैन्रकतांग १८।१६ 
कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को अन्दर में समेट कर खतरे से 
बाहर हो जाता है, वैसे ही साधक भी अध्यात्मयोग के द्वारा 
अन्तमु ख होकर अपने को पापतवृत्तियों से सुरक्षित रखे । 


चउव्विहे[संजमे-- 
मणसंजमे, वइसंजमे, कायसंजमे, उवगरणसंजमे । 
“-स्थानांग ४।२ 
संयम के चार रूप हैं-- 
मन का संयम, वचन का संयम, शरीर का संयम और उपधि--- 
सामग्री का संयम । चारों प्रकार का संयम ही सम्पूर्ण संयम है । 


गरहा संजमे, नो अगरहा संजमे । 
“--भगवती १३६ 


गहाँ (पापों के प्रति धुणा करके आत्मा की निंदा करना) संयम 
है, अगर्हा संयम नहीं है । 


४/  भोगी भोगे परिच्चयमाणे महाणिज्जरे, 


महापज्जवसाणे भवह । 
“-- भेयबली ७।७ 
१६४ 


१६५ 


भोग समर्थ होते हुए भी जो भोगों का परित्याग करता है, वह 
कर्मों की महान निर्जरा करता है। उसे मुक्तिरूप महाफल प्राप्त 
होता है । 

अच्छंदा जे न भुजंति, न से चाइत्ति वृच्चइ | 

-- बेशवेकालिक २।२ 
जो पराधीनता के कारण विषयों का उपभोग नहीं कर पाते, उन्हें 
त्यागी नहीं कहा जा सकता । 

जे य कते पिये भोए लड़े वि पिट्ठकुव्बइ । 
साहीण वयइ भोए से हु चाइ त्ति वुच्चइ ॥ 

--देश वेकालिक २॥३े 
जो मनोहर और प्रिय भोगों के उपलब्ध होने पर भी स्वाधीनता- 
पूर्वक उन्हें पीठ दिखा देता है-त्याग देता है, बस्तुतः वही 
त्यागी है। 

अप्पा हु खलु सययं रक्खिअव्बो । 
--वेशवेकालिक २१६ 
अपनी आत्मा को सतत पापों से बचाए रखना चाहिए । 
जाउ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणो नावा, सा उ पारस्सगामिणी ॥ 
--उत्तराध्ययन २३।७१ 
छिद्रोंवाली नौका पार नहीं पहुंच सकती, किन्तु जिस नौका में 
छिद्र नहीं है वही पार पहुंच सकती है ।असंयम छिद्र है, उन छिंद्रों 
को रोकना संयम है अर्थात्‌ संयमी आत्मा ही संसार सागर को 
पार कर सकती है । 
सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो ब॒च्चद नाविओ । 
संसारो अण्णवो वृत्तो, जं तरंति महेसिणों ॥। 
--उत्तराष्ययत्र २३।७ ३ 


१६६ 


११. 


१३ 


१४. 


१५. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


यह शरीर नौका है, जीव आत्मा उसका नाविक है और संसार 
समुद्र है। महर्षि इस देहरूप नौका के द्वारा संसार-सागर को तैर 
जाते हैं । 
भावे अ असंजमो सत्थ॑ । 
--आचारांगनियु क्ति €६ 
भावदृष्टि से संसार में असंयम ही सबसे बड़ा शस्त्र है । 


भाव॑मि उ पव्वज्जा आरंभपरिग्गहल्चाओ । 
--उत्तराध्ययननियु क्ति २६३ 
हिसा और परिग्रह का त्याग ही वस्तुतः भावप्रब्रज्या है । 


मणसंजमो णाम अकुसल मणनिरोहो, 
कुसलमण उदीरणं वा । 

--देशवेकालिक्चाणि १ 
अकुशल मन का निरोध और कुशल मन का प्रवर्तन -मन का 
संयम है । 
अण्णाणोवचियस्स, कम्मचयस्स रित्तीकरणं चारित्तं । 

- निशीयथर्चाण ४६ 
अज्ञान से संचित कर्मों के उपचय को रिक्त करना-चारित्र है । 
सम्मह सण णाणं चरणं मुक्खस्स कारणं जाणे । 
“७हज्रव्यसंग्रह ३६ 
सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान एवं सम्यकचारित्र--यही रत्न त्रय मोक्ष 
का साधन है । 


असुहादो विणिवित्ति, 
सुहे पवित्ति य जाण चारित्त । ह 
--धव्यसंग्रह ४५ 
अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति करना--इसे ही चारित्र 
समझना चाहिए। 


संयम १६९७ 


२5, तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं, तत्त्वप्रस्यापक भवेज ज्ञानम । 
पापक्रियानिवृत्ति-श्चारित्रमुक्त' जिनेन्र ण ।। 
--शानार्णव, पृष्ठ ६१ 


जिनेन्द्र भगवान ने तत्त्वविषयक रुचि को सम्पगदर्शन, तत्त्वविष- 
यक विशेषज्ञान को सम्यकज्ात और पापमय क्िया से निवृत्ति 
को सम्यक्चारित्र कहा है । 


१० ग्रात्म-विजय 


थू, पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिणिगिज्भ, 
एवं दुक्‍खा पममुच्चसि । 

---आचारांग १।३।३ 
मानव ! अपने आपको ही निग्रह (सयत) कर। स्वय के निग्नह 
(संयम) से ही तू दुःख से मुक्त हो सकता है। 

२. जे एगं नामे, से बहु नामे । 

-“आचारांग १।३२।४ 
जो अपने-आप को नमा लेता है--जीत लेता है, वह समग्र ससार 
को नमा लेता है। 

३. इम्रेण चेव जुज्फभाहि, 
कि ते जुज्केण बब्काओ । 

--आधारांग १।५॥२ 
अपने अन्तर (के विकारों) से ही युद्ध कर । बाहर के युद्ध से तुझे 
क्या प्राप्त होगा ? 

४. जुद्धारिहं खलु दुल्लभं । 

- आचारांग १।५। ३ 
विकारों से युद्ध करने के लिए फिर यह अवसर (मानवजन्म) 
मिलना दुलंभ है। 

१६८ 


आत्म-विजय , १६६ 


भू. 


अप्पणों य पर नालं, कुतो अन्नाणुसासिउ । 
--सश्रकृतांग (११२१७ 
जो अपने पर अनुशासन नही रख सकता, वह दूसरों पर अनु- 
शासन कैसे कर सकता है ! 


अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमों । 
अप्पा दंतो सही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥ 
-उत्तराध्ययत १।१५ 
अपने-आप पर नियत्रण रखना चाहिये । अपने आप पर 
नियन्रण रखना वस्तुत: कठिन है। अपने पर नियन्त्रण रखते- 
बाला ही इस लोक तथा परलोक में सुख्ची होता है । 


बरं मे अप्पा दंतो, संजममेण तवेणय। 
माहं परेहि दम्मंतो बंधर्णेहि वहेहि य ।। 
-उलराध्ययन १।१६ 
दूसरे वध ओर बंधन आदि से दमन करें, इससे तो अच्छा है 
कि मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा अपना (इच्छाओं का) 
दमन कर ले । 


जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए । 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ।। 
--उत्तराष्ययन ६।३४ 
भयंकर युद्ध में हजारों-हजार दुर्दान्‍्त शत्रुओं को जीतने 
को अपेक्षा अपने-आप को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय 
है । 
सब्वं अप्पे जिए जिय॑ | 
- उत्तराध्ययत्ष ६।३६ 
एक अपने (विकारों) को जीत लेने पर सब को जीत लिया 
जाता है । 


११. 


१२. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 
एगप्पा अजिए सत्त_। 


3 राण्ययन २३।२३८ 
स्वयं की अविजित--असंयत आत्मा ही स्वयं का एक शत्र्‌ है। 


सददेसु अ रूवेसु अ, 
गंधेसु रसेसु तह य फासेसु । 
न धि रज्जइ न वि दुस्सइ, 
एसा खलु इ दिअप्पणिही ।। 
“--दशवेकालिक नियुक्ति २६५ 
शब्द, रूप, गंध, रस और स्पश में जिसका चित्त न तो अनुरक्त 
होता है और न द्वष करता है, उसी का इन्द्रिय-निग्रह प्रशस्त 


होता है । 


जस्स खलु दुष्पणिहिआणि इंदिआइ तब चरंतस्स । 
सो हीरइ असहोर्णोहि सारही व तुरंगेहि॥ 
--दशवेकालिकनियु क्ति २६८ 
जिस साधक की इन्द्रियाँ, कुमार्गंगामिनी हो गई हैं, वह दुष्ट घोड़ों 
के वश में पड़े सारथि की तरह उत्पथ में भटक जाता है। 


११ मनोनिग्रह 


ईु, 


के 


निग्गहिए मणपसरे, अप्पा परमप्पा हवइ। 
--आराधनासार २० 


मन के विकल्पों को रोक देने पर आत्मा, परत्मात्मा बन 
जाता है । 


मणणरवइए मरणं, मरंति सेणाईं इन्दियमयाईं । 
“--आराधनासार ६० 


मन रूप राजा के मर जाने पर इन्द्रियांर्प सेना तो स्वयं ही 
मर जाती हैं । (अतः मन को मारने--वश में करने का प्रयत्न 
करना चाहिए ।) 


सृण्णीकयम्मि चित्ते, णणं अप्पा पयासेइ । 
--आऑराधनासार ७४ 


चित्त को (विषयों से) शून्य कर देने पर उसमें आत्मा का प्रकाश 
झलक उठता है। 


मणं परिजाणइ से णिग्गंथे । 

“--आजारांग २।३।१५॥१ 
जो अपने मन को अच्छी तरह प्ररखना जानता है, वही सच्चा 
निम्न॑ न्‍्थ होता है । 

१७१ 


१७२ 
जै, 


पी 


जनधर्म की हजार शिक्षाएं 


मणोसाहसिओ भीमो दुट्ठस्सो परिधावई। 
त॑ सम्म॑ तु निगिण्हामि धम्मसिक्‍्खाइ कंथगं । 
उत्तराष्ययन २३।२८ 
यह मन बड़ा साहसिक, भयंकर दुष्ट घोड़ा है, जो बड़ी तेजी के 
साथ चारों ओर दौड़ रहा है। मैं धर्म शिक्षारूप लगाम से उस 
घोड़े को अच्छी तरह अपने वश में किये हुए हूं । 


जइया मणु णिग्गंथ जिय तईया तुहु णिग्गंथु । 
जइया तुह णिग्गंथ जिय, तो लब्भइ सिव पंथु । 
““बोगसार ७३ 


है जीव ! जब तेरा मन निग्नुन्थ (रागयुक्त) हो जायगा, 
तभी तू सच्चा निग्न न्‍थ बनेगा, और जब सच्चा निग्न॑न्थ बनेगा 


तभी शिवपंथ मिलेगा । 


हा अशप्रमाद 


१. 


जे पमत्ते गुणट्ठए, से हु दंडे त्ति पवुच्चति | 

-- आचारांग १।१।४ 
जो प्रमत्त है, विषयासक्त है, वह निश्चय ही जीवों को दण्ड 
(पीड़ा) देनेवाला होता है। 

त॑ परिण्णाय मेहावी, 
इयाणि णो, जमहं पुव्वमकासी पमाएणं। 

“-आचारांग १।१।४ 
मेधावी साधक को आत्म-न्ञान के द्वारा यह निश्चय करना चाहिये 
कि---'मैंने पूरे जीवन में प्रमाद वश जो कुछ भूलें की हैं, वे अब 
कभी नहीं करूँगा । 

अंतरं च खलु इमं॑ संपेहाए, 
धीरो मुहत्तमवि णो पमायए। 

--आखशारांग १।२।१ 
अनन्त जीवन-प्रवाह में मानव-जीवन को बीच का एक सुअवसर 
जान कर, धीर साधक मुह॒तं भर के लिए भी प्रमाद न करे । 

अलं कसलस्स पमाएणं ! 

“--अआचरांग १।२।४ 
बुद्धिमान साधक को अपनी साधना में श्रमाद नहीं करना 
चाहिए । 

१७३ 


१७४ 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


सएण विप्पमाएण पुढो वय॑ पकृव्वह । 
--आचारांग १।२।६ 
मनुष्य अपनी ही भूलों से संसार को विचित्र स्थितियों में फंस 
जाता है । 


सव्वओ पमत्तस्स भयं, 
सव्वओ अपमत्तस्स णत्थि भयं । 
--आचारांग १।३।४ 
प्रमत्त को सब ओर से भय रहता है । 
अप्रमत्त को किसी भी ओर से भय नहीं है । 
उदिठए नो पमायए ! 
-आखारांग १।५॥२ 
जो कर्तव्य पथ पर खड़ा हुआ है, उसे फिर प्रमाद नहीं करना 
चाहिए । 


पमाय॑ कम्ममाहंंसु, अप्पमायं तहावर। 
--ूतकृतांग १।८।३ 
प्रमाद को कमं-आश्रव (कम का हेतु) और अप्रमाद को अकर्म 
"संबर कहा है । 
जे छेय से विप्पमायं न कुज्जा । 
-सन्रकृतांग १।१४।१ 
चतुर वही है, जो प्रमाद न करे। 


जे ते अप्पमत्तसंजया ते णं 
नो आयारंभा, नो परारंभा, जाव-अणारंभा। 
--भगवती ११ 
आत्मसाधना में अप्रमत्त रहनेवाले साधक न अपनी हिंसा करते 
हैं न दूसरों की, वे सर्वंधा अनारम्भ-अहिंसक रहते हैं । 


श्जाए /७१ 


११. 


१३. 


१३. 


१४. 


अप्पमत्तो जये लिच्च । 
---इशबवेकालिक ८।१६ 


सदा अध्रमत्तभाव से साधना मे यत्नशील रहना चाहिए। 


घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं, 
भारंडपक्खो व चरेथ्प्पमत्ते । 

-“उत्तराधष्ययन्न ४६ 
समय बड़ा भयंकर है, और इधर प्रतिक्षण जीणं-शीर्ण होता हुआ 
शरीर है। अतः साधक को सदा अप्रमत्त होकर भारंडपक्षी 
(सतत सतक रहनेवाला एक पौराणिक पक्षी) की तरह विचरण 
करना चाहिए । 


सुत्तेस या वि पडिबुद्धजीवी । 
--उत्तराध्ययन ४॥६ 
प्रबुद्ध साधक सोये हुओं (प्रमत्त मनुष्यों) के बीच भी सदा जागृत- 
अप्रमत्त रहे । 


मज्ज विसय कसाया निदृदा विगहा य पंचमी भणिया । 
इअ पंचविहों ऐससो होई पमाओ ये अप्पमाओ ॥ 


--उत्तराध्ययननियु क्ति १८० 
मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा (अर्थहीन राग ष- 


बद्धं क वार्ता) यह पांच प्रकार का प्रमाद है। इनसे विरक्त होना 
ही अप्रमाद है। 


१५. अप्ममत्तस्स णत्थि भयं, गच्छतो चिटठतो भरुजमाणस्स वा। 


“-आधचारांगबरणि १।३।४ 
अग्नमत्त (सदा सावधान) को चलते, खड़े होते, खाते, कहीं भी 
कोई भय नहीं है। 


१७६ जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


१६. पमते बहिया पास | 
--आजारांग (॥२।१५१ 
प्रमादी को धर्मं से बाहर दूर समझो । 
७. अलसः सवंकमंणामनधिकारी । 
--नीतिवाक्यामृत १०१४४ 


आलसी व्यक्ति सब कार्यों के लिए अयोग्य होता है । 


१३ ग्रनासक्ति 


१२ 


आस च छुंद॑ च विगिच धीरे ! 
, “-आचारांग १।२।४ 


हे धीर पुरुष ! आशा-तृष्णा और स्वच्छन्दता का त्याग कर । 


जस्स नत्थि पुरा पच्छा, 
मज्के तस्स कुओ सिया ? 

-आचारांग १।४४ 
जिसको न कुछ पहले है और न कुछ पीछे है, उसको बीच में 
कहां से होगा ? 

[जिस साधक को न पूर्व भृक्तभोगों की स्मृति (आसक्ति) है, 
और न भविष्य के भोगों की ही कोई कामना होती है, उसको 
वर्तमान में भोगार्सक्त कैसे हो सकती है ?] 

गुरु से कामा, तओ से मारस्स अंतो, 

जओ से मारस्स अंतो, तओ से दूरे । 

नेव से अंतो नेव दूरे। 

“आचारांग १।५।१ 
जिसकी कामनायें तीब्र होती हैं, वह मृत्यु से ग्रस्त होता है और 
वह शाश्वत सुख से दूर रहता है। 

१७७ 


(रथ 


ह जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


परन्तु जो निष्काम होता है, वह न मृत्यु से ग्रस्त होता है, और 
न शाश्वत सुख से दूर। निष्कामता ही सुख व अमरता का 
मार्ग है। 

सव्वत्थ भगवया अनियाणया पसत्था । 

- स्थानांग ६१ 
भगवान ने, जीवन में सवंत्र निष्कामता (अनिदानता) को श्र ष्ठ 
बताया है । 

कामे कमाही, कमिय॑ खु दुबखं । 
- दशवेकालिक २।५ 
कामनाओं को दूर करना ही वास्तव में दुःखो को दूर करना है । 


बंतं इच्छेसि आवेउ , सेयं ते मरणं भवे । 
--देशवेकालिक २।७ 
बमन किये हुये (त्यक्त विषयो) को फिर से पीना (पाना) चाहते 
हो ? इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है । 
इहलोए निष्पिवासस्स, नत्थि किचि वि दुक्‍्करं । 
--उत्तराध्ययन १९॥४५ 
जो व्यक्ति इस संसार की पिपासा-तृष्णा से रहित है, उसके लिए 
कुछ भी कठिन कारये नही है। 
कामाणगिद्धिप्पभवं खु दृक्‍्खं। 
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । 
--उत्तराध्ययन' ३२१६९ 


मनुष्यों व देवताओ के इस समग्र-संसार में जो भी दुःख हैं, वे सब 


कामासक्ति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ जिसकी कामा- 
सक्ति मिटगई उसे संसार में कहीं कुछ भी दुख नहीं हैं । 


कामनियत्तमई खलु, संसारा मुच्चई खिप्पं । 
--अआचारांगनिय क्ति १७७ 


अतासक्ति . ., . १७६, 


११. 


१२. 


१३. 


जिसकी मति, काम (वासना) से मुक्त है, वह शीघ्र ही संसार से 
मुक्त हो जाता है। 
णहि. णिरवेब्खो चागो, 
ण हवदि भिवखुस्स आसयविसुद्धी । 
अविसुद्धसस हि चिक्ते, 
कह ण कम्मक्खओ होदि।॥। 

--प्रवच नसार ३।२० 
जब तक निरपेक्ष (आशा-प्रत्याशारहित) त्याग नही होता है, 
तब तक साधक की चित्तशुद्धि नहीं होती है। और जब तक 
चित्तशुद्धि (उपयोग की निर्मलता) नहीं होती है, तब तक कम- 
क्षय कैसे हो सकता है ? 


तण-कट्ठेंह व अग्गी, लवणजलो व नईसहस्सेहि । 
न इमो जीवों सक्‍को, तिप्पेड कामभोगेउ ॥ 
“-आतुर-प्रत्याल्यान ५० 
जिस प्रकार तृण व काष्ठ से अग्नि, तथा हजारों नदियों से समुद्र 
तृप्त नही होता है, उसी प्रकार रागासक्त आत्मा कामभोगों से 
कभी तृप्त नही हो पाता । 


विणीय तण्हो विहरे । 
“वेशवकालिक ८६० 
तृष्णा से मुक्त होकर विचरना चाहिए । 
प्रेहावी अप्पणो गिद्धिमुद्धरे । 
“सुत्रकृतांग ८५१४ 


ग्रृद्धि-आसक्ति से अपने को उबारना बचाना चाहिए । 


से हु चक्खू मणुस्साणं जे कंखाए य अंतए । 
--सृत्रकृतांग १५१४ 


१्ध० जैनधर्मं की हजार शिक्षाएँ 


वही व्यक्तित मनुष्यों में चक्षु के समान मार्गदर्शक हो सकता है, 
जिसने तृष्णा का अंत कर दिया है । 
१५. असज्जमाणे अपडिबद्धे या वि विहरइ । 
--उत्तराष्ययन २६१३० 
जो अनासकत है, वह सव्ंत्र अप्रतिबद्ध--स्वतंत्ररूप से विचरता है। 
१६. ममत्तबंधं च महब्भयावहं । 
---उत्तराध्ययन १६।€८ 
ममत्व का बधन महा भय करनेवाला है । 


१४ काम-विषय 


१. 


जे गुण से आवटटे, जे आवटटे से गृणे । 

-- आचारांग १।१।४ 

जो काम-गुण है, इन्द्रियों के शब्दादि विषय है, वह आववते ७» 
संसार-चक्र है। और जो आवतं है वह काम-गुण है। 


आतुरा परितावेंति । 
-- आचारांग १।१!६ 
विषयातुर मनुष्य ही दूसरे प्राणियों को परिताप देते है । 


कामा दुरतिक्कम्मा । 
-- अचारांग १।२।५ 
कामनाओं का पार पाना बहुत कठिन है । 


कामेसु गिड्धा निचयं करेंति । 
--आचारांग १।३।२ 


कामभोगों में गृद्ध--आसक्त रहनेवाले व्यक्ति कर्मों का बन्धन 
करते हैं । 


मोहं जंति नरा असंबुडा । 

“-संञजकतांग १।२।१।२७ 
इन्द्रियों के दास असंवृत मनुष्य हिताहित-निर्णय के क्षणों में मोह- 
मुग्ध हो जाते हैं । 

१८१ 


१८२ 
६, 


१०, 


११. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


कामे पत्थेमाणा अकामा जंति दुग्गई। 
--उत्तराधष्ययन ९४३ 


काम-भोग की लालसा ही लालसा में प्राणी, एक दिन उन्हें बिना 
भोगे दुर्गति में चला जाता है । 


सव्वे कामा दुह्मवहा । 
--उत्तराध्ययन १३११६ 


सभी काम-भोग अन्ततः दुःखावह (दुःखद) ही होते हैं । 
अज्भत्थ हेउः निययस्स बंधो । 
--उत्तराध्ययन १४।१६ 
अन्दर के विकार ही वस्तुतः बन्धन के हेतु है । 


उबलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई । 
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥ 
--उत्तराध्ययन २५१४१ 
जो भोगी (भोगासक्त) है, वह कर्मों से लिप्त होता है। और जो 
अभोगो है, भोगासक्त नहीं है, बह कर्मों से लिप्त नहीं होता । 
भोगासक्त संसार में परिभ्रमण करता है। भोगों में अनासक्त ही 
संसार से मुक्त होता है । 
विरत्ता हु न लग्गंति, जहा से सुककगोलए । 
-उत्तराध्ययन २५१४३ 
मिट्टों के सूखे गोले के ,समान विरक्त साधक कहीं भी चिपकता 
नहीं है, अर्थात्‌ आसक्त नहीं होता । और न उसके रागरहित भावों 
में क्मंबंध ही होता है । 
उक्‍कामयंति जीवं, धम्माओ तेण ते कामा ! 
--देशवेकालिकनियु क्ति १६४ 
शब्द आदि विषय आत्मा को धर्म से उत्क्रमण करा देते हैं, दूर 
हटा देते हैं, अतः इन्हें 'काम' कहा है । 


कासे-विषय रद) 


१२. 
ल्‍ा 


१३. 


१४, 


१४. 


१६. 


अक्खाणि बहिरप्पा, अंतरअप्पा हु अप्पसंकप्पो | 
--मोक्षपाहुड ४५ 
इन्द्रियों में आसक्ति बहिरात्मा है और अन्तरंग में आत्मासुभव रूप 
आत्मसंकल्प अन्तरात्मा है। 
चक्खिंदियदुद्दंतत्तणस्स, अह एक्तिओ हबइ दोसो । 
ज॑ जलणंमि जलंते, पडइपयंगो अबुद्धीओ ॥। 
--शाताधसंकथा १।१७।४ 
चक्षष इन्द्रिय की आसक्ति का इतना बुरा परिणाम होता है कि 
मू्खे पतंगा जलती हुई आग में गिरकर मर जाता है । 
विषीदन्ति-- धर्म॑ प्रति नोत्सहन्ते एतेष्विति विषया: । 
--उ त्तराध्ययन अ० ४ टीका 
जिनमें पडने से प्राणी धर्म के उत्साह से होन हो जाए, वे 
विषय हैं । 


विषीयन्ते निबध्यन्ते विषयिणो5स्मिश्लविति विषय: । 
“-भगवती ८५।२ टीका 


जिसमें विषयी प्राणी बंध जायें, उसका नाम विषय है । 


न काम भोगा समय॑ उवेति, 
न यावि भोगा विगई उ्बेति | 
जे तप्पओसी य परिग्गही य, 
सो तेसु मोहा बिगई उबेइ। 
--उश्राध्यकत्त ३२।१०१ 
काम भोग-शब्दादि विषय न तो स्वयं में समता के कारण होते 
हैं और न विकृति के ही। किन्तु जो उनमें इंघ या राग करता 
है, वह उनमें मोह से राग-ढं घ रूप विकार को उत्पन्न करता है । 


ट्रैडर्ड 


| १७. 


८ ः 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


श्र. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


अन्धादयं महानन्धों विषयान्धीकृतेक्षण: । 
--आत्मानुशासन ३४५ 
विषयान्ध व्यक्ति अन्धों में सबसे बड़ा अन्धा है । 
कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ । 
-“नीतिवाक्यामृत २११२ 
कामासक्त व्यक्ति का कोई इलाज नही है । अर्थात्‌ काम-रोग की 
कोई चिकित्सा नही है । 
तुम॑ं चेव सल्‍लमाहटदु । 

“--आचारांग ११२४ 
तू स्वयं ही अपना शल्य (कांटा) है। अर्थात्‌ तेरी विषयामक्त 
वृत्ति ही तेरे लिए कांटा है। 

खणमित्तसुक्खा, बहुकालदुक्खा । 

- उत्तराष्ययन १४।१३ 
संसार के विषय भोग क्षण मात्र के लिए सुख देते है, किन्तु बदले 
में चिरकाल तक दुःखदायी होते हैं । 

अदक्खु कामाई रोगवं । 
-सैतशत्रकृतांग १(२।३१२ 
सच्चे साधक की दृष्टि में काम-भोग रोग के समान है । 
देवा वि सइंदगा न तित्ति न तुटिठ उवलभंति । 
-- प्रश्व्याकरण १५ 
देवता और इन्द्र भीन (भोगों से) कभी तृप्त होते है ओर न 
संतुष्ट । 
. बित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, 
इमम्मि लोए अदुवा परत्था । 
--उत्तराधष्ययत ४४४५ 


काम गवषय १०४ 


प्रमत्त मनुष्य धन के द्वारा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, न इस 
लोक में और न पर लोक में । 


२४. इहलोए ताव नट्ठा, परलोए वि य नंदूठा । 
--प्रश्नव्याकरण १३४ 
विषयासक्त इस लोक मे भी नष्ट होते है और परलोक में भी । 
२५. उवणमंति मरणधम्मं अवित्तत्ता कामाण | 
-- प्रश्तव्याकरण १३४ 
अच्छे से अच्छे सुखोपभोग करनेवाले देवता और चन्नवर्ती आदि 
भी अन्त मे काम भोगों से अतृप्त ही मृत्य को प्राप्त होते है । 


१४५ तपोमार्गे 


है 


नो पूयणं तवसा आवहेज्जा । 
-“संन्नकृतांग १७१२७ 
तप के द्वारा थूजा-प्रतिष्ठा की अभिलाषा नही करनी चाहिए । 


सक्‍ख॑ खु दीसइ तवो विसेसो, 
न दीसई जाइ विसेस कोई । 
--उत्तराध्ययन १२१३७ 
तप (चरित्र) की विशेषता तो प्रत्यक्ष में दिखाई देती है। किन्तु 
जाति की कोई विशेषता नजर नहीं आती । 


तवो जोई जीवो जोइ ठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं। 
कम्मेहा संजमजोगसन्ती, होम॑ हुणामि इसिणं पसत्यं ॥। 

-““उत्तराध्ययन १२।४४ 
तप ज्योति अर्थात्‌ अग्नि है। जीव ज्योति-स्थान है । मन, वचन 
और काया के योगस्र्‌ वा-आहुति देने की कड़छी है। शरीर कारी- 
षांग---अग्नि प्रज्वलित करने का साधन है। कर्म जलाए जानेवाला 
ईंधन है । संयमयोग शान्ति पाठ है। मैं इस प्रकार का यज्ञ-होम 
करता हूं जिसे ऋषियों ने श्रेष्ठ बताया है । 


भवकोडी-संचियं कम्म॑ तवसा निज्जरिश्जदइ । 
; --उत्तराष्ययत ३०१६ 
१८६ 


सयोमसार्गे १८७ 


शै 


साधक करोडोंभवों के संचित कर्मों को तपरया के द्वारा क्षीण कर 


देता है । 
जह खल मइल॑ वर्त्थं, सुज्कइ उदगाइएहि दब्बेहि । 
एवं भाववहाणेण, सुब्कए कम्ममट्ठबिहं ।। 
--आधारांगनियु क्ति २८२ 


४ जिसप्रकार जल आदि शोधक द्रव्यों से मलिन वस्त्र भी शुद्ध हो 


ढ 


जाता है, उसीप्रकार आध्यात्मिक तपः साधना द्वारा आत्मा 
ज्ञानावरणादि अष्टविध कमंमल से मुक्त हो जाता है । 
निउणो वि. जीव पोओ, तवसंजममारुअविहृणो । 
--आवश्यकनिय क्ति €६ 
शास्त्र ज्ञान में कुशल साधक भी तप, संयमरूप पवन के बिना 
संसार सागर को तर नहीं सकता । 


जस्स अणेसणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छुगा समणा । 
अण्णं भिकखमणेसणमध ते समणा अणाहारा॥। 
--प्रवश्चनसार ३।२७ 

परवस्तु की आसक्ति से रहित होना ही, आत्मा का निराहार रूप 
वास्तविक तप है। अस्तु, जो श्रमण भिक्षा में दोष-रहित शुद्ध 
आहार ग्रहण करता है, वह निश्चयहृष्टि से अनाहार (तपस्वी) 
हीहै। | 
जहा तवस्सी धुणते तवेणं, 
कम्मं तहा जाण तवोश्णुमंता । 

-- अहत्कल्पभाष्य ४४०१ 
जिस प्रकार तपस्वी तप के द्वारा कर्मों को धुन डालता है, वैसे ही 
तप का अनुमोदन करने वाला भी । 

तबस्स घूल घिती । 


“निशीवचूर्णि ८४ 
तप का भूल धृति अर्थात्‌ धैर्य है । 


श्ष्ष 


१७. 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


सो नाम अणसणतवो, जेण मणो 5 मंगुल न चितेइ । 
जेण न इन्दियहाणी, जेण य जोगा न हायंति ॥ 

- सरणसमाधि १३४ 
वही अनशन ठप श्रेष्ठ है, जिससे कि मन अमंगल न सोचे, इन्द्रियों 
की हानि न हो, और नित्य प्रति की योग--धर्म क्रियाओ में विध्न 
न आए । 

तवेण परिसज्भई । 
--उत्तराधष्ययन्न २८।३५ 
तपस्या से आत्मा पवित्र होती है । 
तवेणं वोदाण जणयइ । 
--उत्तराध्ययन २६।२७ 
तप से कर्मो का व्यवदान -(आत्मा से दूर हटना) होता है । 


बल थाम च पेहाए, सद्धामारोग्गमप्पणो । 
खेत्तं काल॑ च विश्ञाय, तहप्पाणं निजु जए ॥ 
--दशवेकालिक ८१३५ 
अपना बल, हढ़ता, | श्रद्धा, आरोग्य तथा क्षेत्र-काल को देखकर 
आत्मा को तपश्चर्या में लगाना चाहिए। 


तदेव हि तपः कार्य॑, दुर्ध्यनिं यत्र नो भवेत्‌ । 
येन योगा न होयसन्ते, क्षीयन्ते नेन्द्रियाणिच । 
---तपोष्टक 
तप वैसा ही करना चाहिए, जिसमें दुर्ध्यन न हो, योगों की हानि 
न हो और इन्द्रियाँ क्षीण न हों ! 


नन्‍नत्थ निज्जरट्ठयाए तवमहिटद॒ठेज्जा 
--वशवेकालिक €६।४ 
केवल कर्मे-निजेरा के लिए तपस्या करना चाहिए। इहलोक-पर- 
लोक व यशःकीति के लिए नहीं । 


तपोमा्गे १८६ 
१६. एगमप्पाणं संपेहाए धुणे सरीरगं। 

“--आधारांग १।४।३ 
आत्मा को शरीर से पृथक्‌ जानकर भोगलिप्त शरीर को अर्थात्‌ 
कर्मों को धुन डालो । 

१७. कसेहि अप्पाणं, जरेहि अप्पाप। । 
“आलारांग १।४३ 


अपने को कृश करो; तन-मन को हल्का करो । 
अपने को जी्ण करो, भोगवृत्ति को जजेर करो । 


१६ व्यान-साधना 


डुं, 


काउस्सग्गेणं तोयपड़प्पन्नपायच्छित्तं विसोहेइ विसुद्धपाय- 
च्छित्तो य जीवे निव्बुयहियए ओहरियभारुव्व भारवाहे 
पसत्थब्भाणोवगए सुहुं सुहेण विहरइ । 

“उत्तराध्ययन २६।१२ 
कायोत्सगग (ध्यान अवस्था मे समस्त चेष्टाओं का परित्याग) करने 
से जीव अतीत एवं वर्तमान के दोषो की विशुद्धि करता है और 
विशुद्ध-प्रायश्चित्त होकर सिर पर से भार के उतर जाने से एक 
भारवाहकवत्‌ हल्का होकर सद्ध्यान मे रमण करता हुआ सुख- 
पूवंक विचरता है। 

ध्यानं तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययसंततिः । 
“-अभिधानचिन्त।मणि १।८४ 
ध्येय मे एकाग्रता का हो जाना ध्यान है । 
चितस्सेगग्गया हवइ भाणं। 
---आवश्यकनिय क्ति १४५६ 
किसी एक विषय पर चित्त को एकाप्र---स्थिर करना ध्यान है। 
मोक्ष: कर्मक्षयादेव, स चात्मज्ञानतो भवेत्‌ । 
ध्यानसाध्यं मतं तच्च, तद्ध्यानं हितमात्मनः । 
--योगशास्त्र ४॥११३ 
१६० 


च्यानन्लाधघना १६ १ै 


कर्म के क्षय से मोक्ष होता है, आत्मज्ञान से कर्म का क्षय होता है 
और ध्यान से आत्मन्नान प्राप्त होता है । अतः ध्यान आत्मा के 
लिए अत्यंत हितकारी माना गया है । 


0... भाणणिलीणो साहू, परिचागं कुणइ सब्बदोसाणं। 
तम्हा दु भाणमेव हि, सब्वदिचारस्स पडिक्कमर्ण ॥ 
“7नियसमसार ६३ 
ध्यान में लीन हुआ साधक सब दोषों का निवारण कर सकता है। 
इसलिए ध्यान ही समग्र अतिचारों (दोषो) का प्रतिक्रमण है । 


६. बीतरागो विम्लुच्येत, वीतरागं विचिन्तयन्‌ । 
--योगशास्त्र ६१३ 


बीतराग का ध्यान करता हुआ योगी स्वय वीतराग होकर कर्मों 
से या वासनाओ से मुक्त हो जाता है । 


/ैँ 


७. ओय॑ चित्तं समादाय भाणं समुप्पज्जइ । 
धम्मे ठिओ अ विमणे, निव्वाणमभिगच्छद ।। 

--वशाश्र्‌ तस्कंध ५॥१ 
चित्तवृत्ति निर्मेल होने पर ही ध्यान की सही स्थिति प्राप्त होती 
है । जो बिना किसी विमनस्कता के निर्मल मन से धर्म में स्थित 
है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है । 


८. णेम चित्तं समादाय, भुज्जो लोयंसि जायइ । 
“-देशाअ तस्कंध ५१२ 
निर्मेल चित्तवाला साधक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता । 


१७ . क्म-अकमे* 


१. 


अकम्मस्स ववहारों न विज्जइ । 
--आचारांग १।३।१ 


जो कम में से अकर्म की स्थिति में पहुंच गया है, वह तत्त्वदर्शी 
लोक व्यवहार की सीमा से परे हो गया है 
कम्मुणा उवाही जायइ। 
--आचारांग १।३॥१ 
कर्म से ही समग्र उपाधियाँ--विक्ृतियां पैदा होती हैं । 
कम्ममूलं च ज॑ छण॑ ! 
--आचारांग १।३।१ 
कर्म का मूल क्षण अर्थात्‌ हिसा है। 
सव्वे सयकम्मकप्पिया । 

“सुत्रकृतांग १।२।६।१८ 
सभी प्राणी अपने कृत-कर्मों के कारण नाना योनियों में भ्रमण 
करते हैं । 

'जहाकड्ड कम्म, तहासि भारे। 
हे “सजरकतांग १।१।१।२६ 
जैसा किया हुआ कर्म, वैसा ही उसका भोग | 
१६२ 


कर्भ-अकर्म १६३ 


११. 


एगो सय॑ पच्चशुहोद दुबख॑। 
“--सूत्रकतांग १॥३६।२।२२ 
आत्मा अकेला ही अपने किए हुए दुःख को भोगता है । 
ज॑ं जारिसं पृव्वमकासि कम्मं, 


तमेव आगच्छति संपराए। 

-सत्रकतांग १।५।२ 
अतीत में जैसा भी कुछ कर्म किया गया है, भविष्य में बह उसी 
रूप में उपस्थित होता है। 

तुट्टति पावकम्माणि, नव॑ं कम्ममकुव्वओ | 
--अतरकृतांग १३११५।६ 
जो नए कर्मों का बन्धन नहीं करता है, उसके पूर्वबद्ध पापकर्मे 
भी नष्ट हो जाते हैं । 


अकृव्बनभो णवं णत्थि। 


“सूत्र कृतांग १।१४॥७ 
जो अन्दर में राग-द्वेष रूप-भावकर्म नहीं करता, उसे नए कर्म 
का बन्ध नही होता । 
दुक्‍्खी दुक्खेणं फुडे, नो अदुक्खी दुक्खेणं फुडें। 
-- भगवती ७।१ 
जो दुखित--कर्म-बद्ध है, वही दुःख--बन्धन को पाता है, जो 
दुखित बद्ध नहीं है वह दु ख--बन्धन को नहीं पाता । 


सकम्मुणा किच्चह पावकारी”“ 


कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि । 
--उतसराध्यपन ४।३ 


पापात्मा अपने ही कर्मों से पीड़ित होता है । क्योंकि 
कृत-कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नही है । 


१६४" जैनधरमं की हजार शिक्षाएं - 


१२. कम्मसच्चा हु पाणिणो 
“-उत्तराध्ययन ७।२० 
प्राणियों के कर्म ही सत्य है । 
१३. बहुकम्म लेवलित्ताणं, बोही होइ सुदुल्लहा तेसि । 
--उत्तराध्ययन ५१५ 
जो आत्माएं बहुत अधिक कर्मो से लिप्त है, उन्हें बोधि प्राप्त 
होना अति दुलंभ है । 
१४. कत्तारमेव अणुजाइ कम्म॑ । 
“ उत्तराध्ययन १३२॥२३ 
कर्म सदा कर्त्ता के पीछे-पीछे (साथ) चलते है । 


१५. पदुटठचित्तो य चिणाइ कम्मं, 
ज॑ं से पुणो होइ दुहं बिवागे। 
--उत्तराध्ययन ३२।४६ 
आत्मा प्रदुष्टाचत्त (राग-ह्वंष से कलुषित) होकर कर्मों का 
संचय करती है । वे कर्म, विपाक (परिणाम) में बहुत दुःखदायी 
होते हैं । 
जहा जहा अप्पतरो से जोगो, 
तहा तहा अप्पतरो से बंधो। 
निरुद्धजोगिस्स व से ण होति, 
अछिद्दपोतस्स व अंबुणाघे ।। 
--बृहत्कल्पाष्य ३६२६ 
जैसे-जेसे मन बचन, काया के योग (संघ) अल्पतर होते जाते 
हैं, वेसे-वैसे बंध भी अल्पतर होता जाता है ॥ योग चक्र का पूर्णतः 
निरोध होने पर आत्मा में बन्ध का सर्वेथा अभाव होता जाता 
है। जैसे कि समुद्र में रहे हुए अच्छिद्र जलयान में जलागमन का 
अभावष होता है । 


१६ 


हि 


कर्म-अकर्म १६५ 


१७. _ कमंभीताः कर्माण्येव वद्ध यन्ति । 
--सूत्रक॒तांग््राण ११२ 
कर्मों से डरते रहनेवाले प्रायः कर्म को ही बढाते रहते है । 
१८. जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जति, 
नो अचेयकडा कम्मा कज्जंति । 
--भगवती १६२ 
आत्माओ के कर्म चेतनाकृत होते है, अचेतना-कृत नही । 
१६. हेउप्पभवोबन्धो । 
--दशबंकालिक नियु किति ४६ 


आत्मा को कर्म-बन्ध मिथ्यात्व आदि हेतुओ से होता है। 


२०. सयमेव कडेंहि गाहइ, नो तस्स मुच्चेज्जथ्पुट्ठयं । 

- सुत्रकृतांग १।२।१॥४ 
आत्मा अपने स्वय के कर्मों से ही बन्धन मे पड़ता है । कृत-कर्मों 
को भोगे बिना मुक्ति नहीं है । 

२१९. पक्के फलम्हि पडिए, जह॒ण फल बज्ञए पुणो बिटे । 
जीवस्स कम्मभावे, पडिए ण पृणोदयमुवेई ॥ 
--समयसार १६८ 

जिस प्रकार पका हुआ फल गिर जाने के बाद पुन वृन्त से नहीं 

लग सकता, उसी प्रकार कम भी आत्मा से वियुक्त होने के बाद 


पुनः आत्मा (वीतराग) को नही लग सकते । 


१८ रागनद्व ष 


8 


रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, 
कम्म॑ च मोहप्पभवं वय॑ति। 
फ्म्समंई च जाईमरणस्स पृलं, 
दुकक्‍्स॑ च जाईमरणं वयति ॥ 
--5त्तराध्ययन ३२॥७ 
राग ओर द्वंष ये दो कर्म के बीज हैं। कर्म” मोह से उत्पन्न 
होता है | कर्म ही जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही 
बस्तुत: दु:ख है । 
दुविहे ब थे, 
पेज्जबंधे चेव दोसबंधे चेव । ा 
--स्थानांग २।४ 
बन्धन के दो प्रकार हैं--प्रेम का बन्धन, और द्वष का बन्धन। 
रागस्स हेउ समणाघ्तमाहु, 
दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु । 
“ उंसराध्ययन ३२॥।३६ 
मनोज्ञ शब्द आदि राग के हेतु हैं और अमनोज्ञ हे ष के हेतु । 


दंष उपशमत्यागात्मकेविकारे । 


--उत्तराध्ययन टोका ६ 
उपशमभाव के त्यागरूप आत्मा के विकार को द्वंष कहते हैं । 


१६६ 


राक्द्ं ष -. १६७ 


के 


(/प. 


दृष्टि रागस्तु पापीयान्‌, दुरुच्छेश्: सतामपि । 
--बौतरागस्तोजन्र 
दृष्टिराग अर्थात्‌ अपने पंथ का अंधविश्वास महापापी है ओर 
सतृपुरुषों के लिए भी दुस्त्याज्य है। 


य॑ हृष्ट्वा वधते स्नेहः, क्रोधहच परिहीयते ॥। 
स॒विज्ञयो मनुष्येण, मममष पृव॑मित्रकः ॥ 
--अन्दचरिश्र पृष्ठ ८२ 
जिसे देखकर स्नेह की वृद्धि एवं क्रोध की शान्ति हो, उसे अपना 
पूर्वजन्म का मित्र समझना चाहिए। 
रत्तो बंधदि कम्मं, मुचदि जीवो विरागसपत्तों। 

--समयसार १५० 
जीव रागयुकत होकर कर्म बाधता है। और विरक्‍त होकर कर्मों 
से मुक्त होता है । 

ण य वत्थुदो दु बंधो, अज्मवसारोण बंधोत्यि। 

- समयसार २६५ 
कर्मबन्ध वस्तु से नही, राग और हूं प के अध्यवसाय--सकल्प से 
होता है । 

असुहो मोह-पदोसो, सुहो व असुहो हवदि रागो । 

-- प्रव्लनसार २।८८ 
मोह और हं ष अशुभ ही होते है। राग शुभ ओर अशुभ दोनों 
होता है । 

जतिभागगया मत्ता, रागादीणं तहा चयो कम्मे । 
- बृहत्कल्प्ाष्य २५१५ 
राग की जैसी मंद, मध्यम और तीजक् मात्रा होती है, उसी के 
अनुसार मंद, मध्यम और तीज्न कर्म बन्ध होता है । 


१९८ जैनघर्म की हजार शिक्षाएँ 


११. माया-लोभहितो रागो भवति। 
कोह-मारोहितो दोसो भवति ॥ 
--निशीथर्चाण १३२ 
माया और लोभ से राग होता है। क्रोध और म'न से व ष 
होता है । 


१२. खीरे दस जधा पप्प, विणासम्रुवगच्छति । 
एवं रागो व दोसो य, बंभवेर विणासणों ॥ 
। --ऋषिभाषितानि ३।७ 
जरा-सी खटाई भी जिस प्रकार दूध को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार 
राग-ह्व ष का संकल्प संयम को नष्ट कर देता है । 


१९ पुण्य-पाप 


१. इह लोगे सुचिन्ना कम्मा, 
इह लोगे सुहफल विवागसंजुत्ता भवंति । 
इह॒ लोगे सचिन्नाकम्मा, १ 
परलोगे सुहफल विवागसजुत्ता भवंति । 

-ौस्थानांग ४॥२ 
इस जीवन मे किए हुए सतकम इस जीवन में भी सुखदायी होते हैं। 
इस जीवन में किए हुए सत्‌कर्म अगले जीवन में भी सुखदायी 
होते हैं । 


२. सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवंति। 
दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफला भवंति। 
-“औपपातिक ५६ 


अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है । 
बुरे कर्म का बुरा फल होता है। 


३. पावोगहा हि आरंभा, दुक्‍्खफासा य अंतसो । 
-- सूत्रकृतांग १।८।७ 
पापानुष्ठान अन्ततः दुःख ही देते हैं । 
४. सव्वं सुचिण्णं सफल नराणं | 
--उत्तराध्ययन १३।१० 
१६६ 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


मनुष्य के सभी सुचरित (सत्कमं) सफल होते हैं । 

जह वा विसगंड्सं, कोई घेत्तण नाम तुण्हिक्को । 

अण्णेण अदीसंतो, कि नाम ततो न व मरेज्जा ! 

--सन्रकृतांगनिय क्ति ५२ 

जिस प्रकार कोई चुपचाप लुक-छिपकर विप पी लेता है, तो क्या 
वह उस विष से नहीं मरेगा ? अवश्य मरेगा। उसीप्रकार जो 
छिपकर पाप करता है तो क्‍या वह उससे दूषित नहीं होगा ? 
अवश्य होगा । ह 


कम्ममसहूं कुसीलं, सुहकम्म चावि जाणह सुसीलं । 
कह ॒त॑ होदि सुसील, जं संसारं पवेसेदि ॥ 
--समयसार १४५ 
अशुभकर्म बुरा (कुशील) और शुभ कम अच्छा (सुशील) है, यह 
साधारण जन मानते है। किन्तु वस्तुत: जो कम प्राणी को संसार 
में परिभ्रमण कराता है, वह अच्छा क॑से हो सकता है ? अर्थात्‌ 
शुभ या अशुभ कम अन्तत: हैय ही है । 
सुह परिणामों पृण्णं, असुहो पावं ति हवदि जीवस्स । 
--पंचास्तिकाय १३२ 


आत्मा का शुभ परिणाम (भाव) पुण्य है, और अशुभ परिणाम 
पाप है। 


रागो जस्स पसत्थों, अणुकंपासंसिदो य परिणामों । 
चित्तम्हि णत्थि कलुस, पृण्णं जीवस्स आसवदि ॥। 
-“पंचास्तिकाय १३५ 
जिसका राग प्रशस्त है, अन्तर में अनुकम्पा की वृत्ति है और मन 
में कलुषभाव नहीं है, उस जीव को पृण्य का आश्रव होता है। 


पुण्य-पाप २०१ 


६. चरिया पमादबहुला, कालुस्सं लोलदा य विसयेसु । 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


प्रपरितावपवादो, पावस्स य आसव॑ कुणदि॥ 
--पंचास्तिकाय १३६४६ 


प्रमादबहुलचर्या, मन की कलुषता, विषयों के प्रति लोलुपता, 
परपरिताप (परपीडा) और परनिन्दा--इनसे पाप का आश्रव 
(आगमन ) होता है । 


पासयति पातयति वा पाप॑ । 
--उत्तराध्ययन चणि २ 


जो आत्मा को बांधता है, अथवा गिराता है, वह पाप हैं । 
पुन्न॑ मोक्वगमणविग्घाय हवति । 
--निशीथर्चाण ३३२६ 
परमार्थ दृष्टि से पुण्य भी मोक्ष प्राप्ति में विधातक--बाधक है । 
न हु पावं हवइ हियं, विस जहा जीवियत्थिस्स । 
--मरणसमाधि ६१३ 
जैसे कि जीवितार्थी के लिए विष हितकर नहीं होता, वैसे ही 
कल्याणार्थी के लिए पाप हितकर नहीं हैं । 


संसारसंतईपूलं, पुण्णं पाव॑ पुरेकर्ड । 
-- ऋषिभाधितानि ६॥२ 


पूर्वेक्ृत पुण्य और पाप ही संसार परम्परा का मूल है । 


हेम॑ वा आयसं वात्रि, बंधर्णं दुक्खकारणा । 
महग्घस्सावि दंडस्स, णिवाए दृबखसंपदा ।। 
--ऋषिभाधितानि ४५॥४ 
बन्धन चाहे सोने का हो या लोहे का, बन्धतन तो आखिर दुःख- 
कारक ही है। बहुत मूल्यवान दण्ड (डंडे) का प्रहार होमे पर भी 


दर्द तो होता ही है ! 


२०९ जनधर्म की हजार शिक्षाएं 


त्रः त्रीण पातकानि सद्यः फलन्ति-- 
स्वामिद्रोहः स्त्रीवधो बालवधइचेति । 
--नीतिवाक्यामृत २७१६५ 
स्वामीवध, स्त्रीवध और बच्चे का वध--ये तीन महापाप हैं, 
जिनका कुफल मनुृष्य को इसोलोक में तत्काल भोगना पड़ता है। 


१६. अहियं मरणं अहियं जीवियं पावकम्मकारीणं। 
तमिसम्मि पडंति मया, वेरं बड़ढंति जीवंता॥ 
--उपदेशमाला ४४४ 
पापियों का जीना और मरना--दोनों अहितकारी है, क्‍योंकि वे 
मरने पर अन्धकार--दुर्गति में पड़ते हैं और जीवित रहकर 
प्राणियों के साथ वर बढ़ाते हैं । 


२० मोह 


१80 


मोहेण गब्भ॑ मरणाइ एड । 
--आचारांग ५।३ 
मोह से जीव बार-बार जन्म-मरण को प्राप्त होता है। 


मोहो विण्णाण विवच्चासो । 


--निशीयर्चाण २६ 
विवेक ज्ञान का विपर्यास ही मोह है। 
इत्थ मोहे पुणो पुणो सन्‍्ना, 
नो हव्वाए नो पाराए। 
“आधचारांग १।२॥२ 


बार-बार मोहग्रस्त होनेवाला साधक न इस पार रहता हैन 
उस पार; अर्थात्‌ न इसलोक का रहता है न परलोक का । 


जहा य अंडप्पभवा बलागा। 
अंड बलागप्पमवं॑ जहा य। 
एमेव मोहाययणं ख तपण्हा, 
मोह च तण्हाययणं वयंति ॥ 
--उत्तराध्यवन्त ३२।६ 
जिस प्रकार बलाका (बगुली) अण्डे से उत्पन्न होती है और अण्डा 
बलाका से, इसी प्रकार मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है और तृष्णा 
मोह से । 
२०३ 


२०४ 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


दुबखं हयं जस्स न होइ मोहो, 
मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, 
लोहो हओ जस्स न किचणाइईं॥ 
--उत्तराध्ययन ३२॥८ 
जिसको मोह नही होता, उसका दु:ख नष्ट हो जाता है। जिसको 
तृष्णा नही होती उसका मोह नष्ट हो जाता है। जिसको लोभ 
नहीं होता, उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है और जो अकिचन 
(अपरिग्रही) है, उसका लोभ नष्ट हो जाता है । 
अणेगचित्ते खलु अय॑ पुरिसे, 


से केय्ं अरिहए पूरइत्तए । 
--आचारांग १।३५२ 


यह मनुष्य अनेक चित्त है, अर्थात्‌ अनेकानेक कामनाओं के कारण 
मनुष्य का मन बिखरा हुआ रहता है । 
एगं विगिचमाणे पुढो विगिचइ । 

“आजारांग १।३॥४ 
जो मोह को क्षय करता है, वह अन्य अनेक कर्म विकल्पों को क्षय 
करता है । 

असंकियाइईं सकंति, संकिआई असंकिणो । 
सुत्रकृतांग १।१।२।१० 
मोहमूढ़ मनुष्य जहाँ वस्तुत: भय की आशंका है, वहा तो भय को 
आशंका करते नहीं है और जहाँ भय की आशंका जैसा कुछ नहीं 
है, वहां भय की आशंका करते है । 
की रदि अज्ञवसाणं, अह ममेदं ति मोहादो । 

--प्रवबबनसार ३११७ 

मोह के कारण ही मैं और मेरे का विकल्प होता है । 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


२०४ 


घिती तु मोहस्स उवसमे होति । 
--निशीधभाणष्य ८५ 
मोह का उपशम होने पर ही धृति होती है । 


सुक्क्मूले जधा रुक्‍खे, सिच्चमाणे ण रोहति । 
एवं कम्मा न रोहंति, मोहणिज्जे खयंगते ॥। 
--देशाश्र तस्कध ५११४ 
जिस वृक्ष की जड़ सूख गई हो, उसे कितना ही सींचिए, वह 
हरा-भरा नही होता । मोह के क्षीण होने पर कर्म भी फिर हरे- 
भरे नहीं होते । 
मूलसित्ते फलुप्पत्ती, मुलघाते हत॑ फल । 
--ऋषिभाषितानि २।६ 
मूल को सींचने पर ही फल लगते हैं। मूल नष्ट होने पर फल भी 
नष्ट हो जाता है । 
मोहमूलाणि दुक्खाणि । 


रे --ऋषिभाषितानि २।७ 
संसार में समस्त दुःखों का मूल मोह है । 


२१ वेराग्य-सम्बोधन 


> न 


जाव-जाव लोएसणा, ताव-ताव वित्तेसणा । 
जाव-जाव वित्त सणा, ताव-ताव लोएसणा।। 
से लोएसणं च वित्त सणं च परिन्नाए गोपहेणं गच्छेजा, 
णो महापहेणं गच्छेज्जा--जनश्नवक्केणं अरहंता इसिणा 
बुइयं । 

--ऋषिभाषितानि १२१ 


जब तक लोक॑षणा (प्रसिद्धि की कामना) है, तब तक वित्तेषणा 
(सम्पत्ति की कामना) है और जब तक वित्तेषणा है, दब तक 
लोक॑ंषणा है । साधु को चाहिए कि इन दोनों को समझकर 
गोपथ से गमन करे, किन्तु महापथ से नहीं ! याज्ञवल्व्य-आहुंतर्षि 
ने ऐसे कहा है । 


से ण हासाए ण कीड्डाए, ण रतीए ण विभूसाए । 
-- आचारांग १।२।१ 
वृद्ध हो जाने पर मनुष्य न हास-परिहास के योग्य रहता है, न 
क्रीड़ा के, न रति के और न आगार के योग्य ही । 


विरज्य संपदः सनन्‍्त-स्त्यजन्ति किमिहादभुतस । 
नावमीत्‌ कि जुग॒प्सावान्‌, सुभूक्तमपि भोजनम्‌ ।। 
“--आत्मानशासन १०३ 
२०६ 


वैंराग्य-समस्बोधन | २०७ 


सम्पदाओं से बिरक्‍त. होकर यदि सन्‍त उन्हें छोड़ते हैं तो इसमें 
कोई आश्चर्य नही, क्योकि ग्लानि होने पर सुभुक्त-भोजन का 
वमन हर एक ने किया है । 

४... वृत्त्यर्थ कम यथा, तदेवलोकः पुनः-पुनः कुरुते, 

एवं विरागवार्ता-हेतुर॒पि पुन:-पुनश्चिन्त्य: । 
--उमास्याति 

जिस काम से जीवन की वृत्ति चलती हो, उस काम को लोग 
जैसे पुनः-पुनः करते है उसीप्रकार वैराग्य की बातो के हेतुओं 
का चितन भी पुन.-पुन: करते रहना चाहिए । 

५. जेण सिया तेण नो सिया । 

-“-आचारांग १।२॥४ 
तुम जिन (भोगो या वस्तुओ) से सुख की आशा रखते हो, 
बस्तुतः वे सुख के हेतु नही है । 

६. नत्यि कालस्स णागमो । 
-“आखधारांग १।२॥३ 


मृत्यु के लिए अकाल--वक्त-बेवकक्‍्त जैसा कुछ नहीं है । 
७, जीवियं दुप्पडिबूहंग । 
--आधारांग १।२॥५ 
नष्ट होते जीवन का कोई प्रतिव्यूह अर्थात्‌ प्रतिकार नही है । 
प्‌ जहा अंतो तहा बाहि, 
जहा बाहि तहा अंतो। 
- आचारांग १।२।४५ 
यह शरीर जैसा अन्दर में (असार) है, वेसा ही बाहर में (असार) 
है, जैसा बाहर में (असार) है, वैसा अन्दर में (असार) है । 


र्णन्ष 


€, 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४८ 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


से मइम॑ परिश्नाय मा य हु लाल॑ पच्चासी । 

“--आचारांग ११२४ 
विवेकी साधक लार--थक चाटनेवाला न बने, अर्थात्‌ परित्यक्त 
भोगों की पुन:कामना न करे | 

विरागं रूवेहि गच्छिज्जा, 
महया खुड्डर्णह य। 

--आजारांग १।३।३ 
महान्‌ हों या क्षुद्र हों, अच्छे हों या बुरे हों, सन्नी विषयों से 
साधक को विरक्‍्त रहना चाहिए । 

नाणागप्ो मच्चुमुहस्स अत्थि । 

“-आचारांग १।४।२ 
मृत्यु के मुख में पड़े हुए प्राणी को मृत्यु न आए, यह कभी नहीं 
हो सकता । 

वण्णं जरा हरइ नरस्स राय॑ । 

-उत्तराषप्यपन १३।२६ 

हे राजन ! जरा मनुष्य की सुन्दरता को समाप्त कर देती है। 
उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति, 
दुम॑ जहा खीणफलं व पक्खी । 

--उत्तराध्ययन १३॥६३ 
जैसे वृक्ष के फल जीणं हो जाने पर पक्षी उसे छोड़कर चले जाते 
हैं, वैसे ही पुरुष का पुष्य क्षीण होने पर भोग साधन उसे छोड़ 
देते हैं, उसके हाथ से निकल जाते हैं । 

एमस्स गती य आगती । 
| -सन्रकृतांग १३२॥ ३२।१॥७ 
आत्मा (परिवार आदि को छोड़कर) परलोक में अकेला ही 
जाता है ब अकेला ही आता है । 


वैराग्य-सम्योधम २०६ 


१५. 


१६, 


१७. 


श्द. 


१६. 


१४ 


अन्नस्स दुक्‍्खं, अन्नो न॑ परियाइयति । 
--सूभ्रकुतांध २१।१ ३ 
कोई किसी दूसरे के दुःख को बटा नहीं सकता । 
अन्न इमं सरीरं, अन्नो जीवु ति एवं कयबुद्धी । 
दुकक्‍्ख-परिकिलेसकरं, छिंद ममत्तं सरीराओ ॥ 
--आवश्यकनियु क्ति १५४७ 
यह शरीर अन्य है, आत्मा अन्य है। साधक इस तत्त्वबुद्धि के 
द्वारा दुःख एवं क्लेशजनक शरीर की ममता का त्याग करे । 
जीविय॑ चेव रूवं च विज्जुसंपायचंचलं । 
--उत्तराध्ययन १८११३ 


जीवन और रूप बिजली की चमक की तरह चंचल हैं । 


दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा । 
जीवंतमणुजीवंति, मय॑ नाणुव्वयन्ति य॥। 
--उत्तराध्ययन १८११४ 
स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन सभी जीते जी के साथी हैं । मरने 
के बाद कोई किसी के पीछे नहीं जाता । 
जम्म दुक्खं जरा दुक्खं, रोगा य मरणाणि य। 
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति जंतुणो ॥ 
“-उत्तराष्ययन १९।१६ 
संसार में जन्म का दुःख है, जरा, रोग और मृत्यु का दुःख है। 
चारो और दुःख ही दुःख है। अतएव वहाँ प्राणी निरन्तर कष्ट 
ही पाते रहते है । 
जलबुब्बुयसमाणं कुसग्गजलबिन्दुचंचलं जीविय॑। 
“-औपपातिक २३ 


चलन 


२१० 


2 


२२. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


जीवन पाती के बुलबुले के समान और कुशा की नोंक ,पर 
स्थित जलबिन्दु के समान चंचल है । 


जम्म॑ं मरणेण सम॑, संपज्जइ जुव्वर्ण जरासहिय॑ । 
लच्छी विणाससहिया, इय सब्बं भंगुरं मुणह ॥। 
--कार्तिकेयानुप्रेक्षा £ 
जन्म के साथ मरण, यौवन के साथ बुढ़ापा, लक्ष्मी के साथ 
विनाश निरन्तर लगा हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को नश्वर 
समझना चाहिए । 
मा एयं अवमन्नंता अप्पेण लुम्पहा बहुं । 
-- सूत्रकृतांग ११३४७ 
सन्‍्माग॑ का तिरस्कार करके तुम अल्पवेषयिक सुखों के लिए 
अनन्त मोक्ष सुख का विनाश मत करो । 


२२ वोतरागता 


१ 


विमुत्ता हु ते जणा, जे जणा पारगामिणो ।_ 
-जआचारांग १३२।२ 
जो साधक कामनाओं को पार कर गए हैं, वस्तुतः वे ही मुक्त- 
पुरुष हैं । 


लोभमलोभेण दढ्ुगु छमाणे, लद्धं कामे नाभिगाहइ । 

- आचारांग १।२।२ 

जो लोभ के प्रति अलोभवृत्ति के द्वारा विरक्ति रखता है, वह 
ओर तो क्‍या, प्राप्त कामभोगों का भी सेवन नहीं करता है । 


अणोहंतरा एए नो य ओहं तरित्तए । 
अतीरंगमा एए नो य तीरं गमित्तए । 
अपारंगमा एए नो य पार गमित्तए । 
--आचारांग १।२। ३ 
जो वासना के प्रवाह को नहीं तैर पाए, वे ससार के प्रवाह को 
नही तैर सकते । 
जो इन्द्रियजन्य कामभोगों को पार कर तट पर नहीं पहुंचे हैं, 
वे संसार-सागर के तट पर नहीं पहुंच सकते। 


जो राग-हं ष को पार नहीं कर पाए हैं, वे संसार-सागर को पार 
नहीं हो सकते । 
२११ 


२१२ जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


। किमत्थि 3वाही पासगस्स न विज्जइ ? 

नत्थि ! --आचारांग १।३४४ 
वीतराग. सत्यद्रष्टा को कोई उपाधि होती है या नहीं ? 
नहीं होती । 

५ न लोगस्सेसणं चरे। 
जस्स नत्थि इमा जाइ, 
अण्णा तस्स कओ सिया ? ु 

--आचारांग १।४११ 
लोक॑षणा से मुक्त रहना चाहिए। जिसको यह लोक॑षणा नहीं है, 
उसको अन्य पाप-प्रवृत्तियाँ कैसे हो सकती हैं ? 


६ न सक्‍का न सोउ सहा, सोतविसयमागया । 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍्खू परिवज्जए ॥ 
--आखारांग २।३।१५१३१ 
यह शक्‍य नहीं है कि कानों में पड़नेवाले अच्छे या बुरे शब्द सुने 
न जाए । अत: शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जगनेवाले राग-द्व 
का त्याग करना चाहिए । 
७ समाहियस्सअग्गिसिहा व तेयसा, 
» तवो य पन्ना य जस्सो य वड्ढइ । 
--आचारांग २।४॥१६।१४० 
अग्निशिखा के समान प्रदीप्त एवं प्रकाशमभान रहनेवाले अन्त- 
लीन साधक के तप, प्रज्ञा और यश निरन्तर बढ़ते रहते हैं । है 


८ अणक्कसे अप्पलीणे, मज्केण मुणि जावए । 
“5 सुश्नकृतांग १११४२ 


अहंकार रहित एवं अनासक्तभाव से शैन को राग-हईंष के 
प्रसंगों में ठीक बीच से तटस्थ यात्रा करनी चाहिए । 


वीतरागता ् २१३ 


र्ट 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


कामी कामे न कामए, लड़ वावि अल. कण्हुई । 
--पृत्रकृतांग १२३१६ 
साधक सुखाभिलाषी होकर कामभोगों की कामना न करे । प्राप्त 
भोगों को भी अप्राप्त जेसा कर दे । अर्थात्‌ उपलब्ध भोगों के प्रति 
भी निःस्पृह रहे । 


लड़ कामे न पत्थेब्जा । 
--सुतन्रकृतांग १।६।३२ 
प्राप्त होने पर भी कामभोगों की अभ्यर्थना (स्वागत) न करे । 


वीयरागयाए ण॑ नेहाणबंधणाणि, 
तण्हाणबंधगाणि य वोच्छिंदई । 
-उतसतराध्ययत्न २९।४४ 


वीतराग भाव की साधना से स्नेह (राग) के बन्धन ओर तृष्णा के 
बन्धन कट जाते हैं । 


न लिप्पई भव मज्भे वि संतो, 
जलेण बा पोक्खरिणीपलासं । 
--उत्तराध्ययन ३२।४७ 


जो आत्मा विषयों के प्रति अनासक्त हैं, वह संसार में रहता हुआ 
भी उसमें लिप्त नहीं होता | जैसे कि पृष्करिणी के जल में रहा 
पलाश-कमल । 


समो य जो तेसु स वीयरागो । 


““ उतसराध्यूयत २६।६१ 


जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दांदि विषयों में सम रहता है, वह वीत- 
राग है । 


२१४ 


१४ 


१५ 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


एविदियत्था य मणस्स अत्था, 
दुब्सस्स हेऊं मणुयस्स रागिणो । 
ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्‍्खं, 
न वीयरागस्स करेंति किचि॥ 
--उत्त राध्ययन ३२।१०० 


मन एवं इन्द्रियों के विषय रागात्मा को ही दुःख के हेतु होते हैं । 
वीतराग को तो वे किचित मात्र भी दुःखी नहीं कर सकते । 


जो ण वि वटटइ रागे, ण वि दोसे दोण्ह मज्मयारंमि । 

सो होइ उ मज्ञत्यो सेसा सब्वे अमज्भत्था | 
--आवश्यक निय क्ति ८०४ 

जो न राग करता है और न द्वंष करता है, वही वस्तुतः मध्यस्थ 

है, बाकी सब अमध्यस्थ हैं । 


णाणी रागप्पजहो, सव्वदव्वेस कम्म मज्मगदों । 
णो लिप्पएइ रजएण दु, कहममज्मे जहा कणयं ॥। 
अण्णाणी पूण रत्तो, सव्ब दब्वेस कम्म मज्कगदो । 
लिप्पदि कम्मरएण द, कहममज्झे जहा लोहूं॥। 

- समयसार २१८-२१६ 


जिस प्रकार कीचड में पडा हुआ सोना, कीचड से लिप्त नहीं होता, 
उसे जंग नहीं लगता है, उसी प्रकार ज्ञानी संसार के पदार्थ-समूह 
में विरक्त होने के कारण कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं 
होता । 

किन्तु जिस प्रकार लोहा कीचड में पडकर विकृत हो जाता है, 
उसे जंग लग जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी पदार्थों में राग-भाव 
रखते के कारण कर्म करते हुए विकृत हो जाता है । कर्म से लिप्त 
हो जाता है। 


बीतरा ग्रता ११४५ 


हि तह रायानिलरहिओ, झाणपईवो वि पज्जलई । 
-भावपाहुड १२३ 
हवा से रहित स्थान में जैसे दीपक निविध्न जलता रहता है, वैसे 
ही राग की वायु से मुक्त रहकर (आत्ममंदिर में) ध्यान का 
दीपक सदा प्रज्वलित रहता है । 
श्द्व भोगेहि य निरवयक्खा, तरंति संसारकतारं। 
--शाताधमंकथा १।९ 
जो विषय-भोगों से निरपेक्ष रहते हैं, वे संसार-वन को पार कर 
जाते हैं । 


२३ तत्त्वदर्शन 


१ जे एगं जाणइ, से सब्व॑ं जाणइ । 
जे सब्वं जाणइ, से एगं जाणइ ॥ 
--आखशारांग १३॥४ 
जो एक को जानता है, वह सब को जानता है। और जो सब को 
जानता है, वह एक को जानता है। 


२ जे आसवा ते परिस्सवा, 
जे परिस्सवा ते आसवा। 
जे अणासवा ते अपरिस्सवा 
जे अपरिस्सवा ते अणासवा ।। 

--आचारांग १॥४।२ 
जो बन्धन के हेतु हैं, वे भी कभी मोक्ष के हेतु हो सकते हैं । और 
जो मोक्ष के हेतु हैं, वे भी कभी बन्ध्रन के हेतु भी हो सकते हैं । 
जो ब्रत, उपवास आदि संवर के हेतु हैं कभी-कभी संवर के हेतु 
नहीं भी हो सकते हैं। और जो आश्नव के हेतु हैं वे कभी-कभी 
आश्रव के हेतु नहीं भी हो सकते हैं--अर्थात्‌ आश्रव और संवर 
मूलतः साधक के अंतरंग भावों पर आधारित है । 

३३ नो य उप्पज्जए असं। 

---सुत्रकृतांग १।१।१।१६ 
असत्‌ कभी सत्‌ नहीं होता । 
२१६ 


तस्‍्वदशेन २१७ 


है 


जदत्थि ण॑ लोगे, त॑ सव्बं दुआओआरं | 
--स्थानांग २। १ 
विश्व में जो कुछ भी है, वह इन दो शब्दों समाया हुआ है--- 
है--चेतन और जड़ । 
ण एवं भूतं वा भव्वं वा भविस्सति वा 
ज॑ जीवा अजीवा भविस्संति, 
अजीवा वा जीवा भविस्संति । 
--ध्थानांग १० 
न ऐसा कभी हुआ है, न होता है और न कभी होगा ही कि जो 
चेतन हैं--वे कभी अचेतन-जड़ हो जाएं, और जो जड़ अचेतन 
वे चेतन हो जाए । 


अत्थित्त' अत्थित्ते परिणमइ, 
नत्थित्तं नत्यित्ते परिणमइ। 

--भगवती १॥३ 
अस्तित्व, अस्तित्व में परिणत होता है और नास्तित्व, नास्तित्व में 
परिणत होता है, अर्थात्‌ सत्‌ सदा सत्‌ ही रहला है और असत, 
सदा असत । 


अजीवा जीव पइटिठ्या, 
जीवा कम्म पइटिठया । 
--भगवती १३ 
अजीव जड़ पदार्थ जीव के आधार पर रहे हुए है ओर जीव 
(संसारी प्राणी) कर्म के आधार पर रहे हुए हैं । 


अथिरे पलोट्टइ नो थिरे पलोट्टइ। 
अथिरे भज्जइ, नो, थिरे भज्जइ॥। 


. अस्थिर बदलता है, स्थिर नहीं बदलता । 


अस्थिर टूट जाता है, स्थिर नही टूटता । 


ध्श्द् जैनेधर्म की हजार शिंक्षाएँ 


|;  करणओ सा दुक्‍्खा, नो खलु सा अकरणओ दुक्खा । 
“भगवती १३१० 
कोई भी क़िया किए जाने पर ही सुख-दुःख का हेतु होती है। न 
किए जाने पर नहीं । 


9 जीवा णो वड्ढंति, णो हायंति, अवटिठ्या । 


--भगवती ५॥८ 
जीव न बढ़ते हैं न घटते हैं, किन्तु सदा अवस्थित रहते हैं । 


११ जीवे ताव नियमा जीवे, 
८ जीवे वि नियमा जीवे। 


--भगवती ६१० 
जो जीव है, वह निश्चितरूप से चैतन्य है। 
और जो चैतन्य है, वह निश्चितरूप से जीव है । 


१२ अहासुत्तं रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया कब्जइ | 
उस्सुत्त रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ ॥। 
--भगवती ७११ 
सिद्धान्तानुकूल प्रवृत्ति करनेवाला साधक ऐयॉपिथिक (अल्पकालिक ) 
क्रिया का बंध करता है। सिद्धान्त के प्रतिकूल प्रवृत्ति करनेवाला 
सांपरायिक (चिरकालिक) क्रिया का बन्ध करता है। 


१३ जीवा सिय सासया, तिय असासया। 
4 “' दव्वट्ठयाए सासया, भावट्ठयाए असासया ।। 
--- भगवती ७३२ 


जीव शाश्वत भी है, अशाश्वत भी । 


द्रव्यहष्टि (मूलस्वरूप) से शाश्वत है तथा भावदृष्टि (मनुष्यादि 
पर्याय) से अशाश्वत । 


तत्वदशनी ......... ए्रह 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्ष 


नत्यि केइ परमाणुपोग्गलमेत्ते बि पएसे । 
जत्थं णं अयं जीवे न जाए वा, न मए वा वि॥॥। 
“--भगवबती १२॥७ 
इस विराट विश्व में परमाण जितना भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, 
जहाँ यह जीव न जन्मा हो न मरा हो । 


अक्तकडे दुक्‍्खे, नो परकडे। 
--भगवती १७४ 
आत्मा का दुःख स्वकृत है, अपना किया हुआ है, परक्ृत अर्थात्‌ 
किसी अन्य का किया हुआ नहीं है । 


सुहृदुक्लसंपओगो, 

न विज्जई निच्चवायपक्खंमि । 
एगंतुच्छेअंमि य, 
सुहदुक्खविगप्पणमजुत्तं ॥। 

-- दशवकालिक नियु क्ति ६० 
एकान्त नित्यवाद के अनुसार सुख-दुःख का संयोग संगत नहीं 
बंठता और एकान्त उच्छेदवाद-अनित्यवाद के अनुसार भी सुख- 
दुःख की बात उपयुक्त नही होती। अतः नित्यानित्यवाद ही इसका 
सही समाधान कर सकता है । 


दव्व॑ सलक्खणयं, उप्पादव्वयघुवत संजुत्त । 


--पंचास्तिकाय १० 
द्रव्य का लक्षण सत्‌ है, और वह सदा उत्पाद, व्यय एवं भ्र बत्त्व- 
भाव से युक्त होता है । 

दव्वेण विणा न गणा, 
गणेहि दव्वं विणा न संभवदि । 
--पंचास्तिकाय १३ 


द्रव्य के विना गुण नहीं होते हैं, और गुण के बिना द्रव्य नहीं होते । 


२१० 
१६ 


>> 


डी 


१३ 
हे 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


भावस्स णत्थि णासो, णत्थि अभावस्स चेव उप्पादों । 
--पंचास्तिकाय १५ 
भाव (सत्‌) का कभी नाश नहीं होता, और अभाव (असत्‌) का 
कभी उत्पाद (जन्म) नहीं होता । 
सब्व॑ थि य पइसमयं 
उप्पज्जइ नासए य निच्च च । 
--विशेषावश्यकभाष्य ५४४ 


विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी 
होता है, साथ ही नित्य भी रहता है । 


उप्पज्जंति वियंति य, 

भावा नियमेण पब्जवनयस्स । 
दव्वद्ठियस्स सब्बं, 

सया अणुप्पन्नमविणट्ठं ।। 

--सन्मतितक १।११ 
पर्यायहृष्टि से सभी पदार्थ नियमेन उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट 
भी । परन्तु द्रव्यहष्टि से सभी पदार्थ उत्पत्ति और बिनाश से 
रहित सदाकाल भ्रव है । 


दव्वं पज्जवविउयं, दव्वविउत्ता य पज्जवा णत्थि। 
उप्पायट्ठइ-भंगा, हंँदि, दविय लक्खणं एय॑। 
सन्मतितर्क १।१२ 
द्रव्य कभी पर्याय के बिना नहीं होता, और पर्याय कभी द्रव्य के 
बिना नहीं होता । अत: द्रव्य का लक्षण उत्पाद, नाश और ध्रुव 
(स्थिति) रूप है । 


तम्हा सव्वे वि णया, मिच्छादिटठी सपबखपडिबद्धा । 
अण्णोण्णणिस्सिया उ ण, हृवन्ति सम्मत्तसब्भावा । 
-- सम्मतितक १॥२१ 


तल्वंदर्शन' २११ 


अपने-अपने पक्ष में ही प्रतिबद्ध परस्पर निरपेक्ष सभी नय (मत) 
मिथ्या हैं, असम्यक्‌ हैं। परन्तु ये ही नय जब परस्पर सापेक्ष 
होते हैं, तब सत्य एवं सम्यक्‌ बन जाते हैं । 


२४, ण वि अत्थि अण्णवादो, ण वि तब्वाओ जिणोवएसम्मि । 


पट 


-- सन्मतितक ३॥२६ 


जेन-दर्शन में न एकान्त भेदवाद मान्य है और न एका-त अभेद- 
वाद । (अत: जेन-दर्शन भ्लेदाभेदवादी दर्शन है।) 


जावइया वयणपहा, तावइया चेव होंति णयवाया । 
जावइया णयवाया, तावइया चेव परसमया।। 
--सन्मतितर्क ३१४७ 


जितने वचन विकल्प हैं, उतने ही नयवाद है, और जितने भी 
नयवाद हैं, संसार में उतने ही पर-समय हैं, अर्थात्‌ मत-मतान्तर 


हैं। 


दव्वं खित्तं काल॑, भाव पज्जाय देस संजोगे । 

भेद पडुच्च समा, भावाणं पण्णवणपज्जा ॥ 
-सन्मतितर्क ३।६० 
वस्तुतत्व की प्ररूपणा द्रव्य (पदार्थ की मूलजाति), क्षेत्र 
(स्थिति-क्षे त्र), काल (योग्य-समय), भाव (पदार्थ की मूलशक्ति), 
पर्याय (शक्तियों के विभिन्‍न परिणमन अर्थात काय), देश 
(व्यावहारिक स्थान), संयोग (आस-पास की परिस्थिति), और 

और भेद (प्रकार) के आधार पर ही सम्यक्‌ होती है । 


भदद॑ मिच्छा दंसणसमृहमइयस्स अमयसारस्स। 
जिणवयणस्स भगवओ संबिग्गसुहाहिगम्मस्स ॥ 
--सस्मतितर्क ३६६ 


२२२ जनधम की हजार शिक्षाएं 


विभिन्न मिथ्यादर्शों का समूह* अमृतसलार--अमृत के समान 
क्लेश का नाशक, और मुमुक्ष आत्माओं के खिए सहज, सुबोध 
भगवान जिनप्रवचन का मंगल हो । 


>४. जेण विणा लोगस्स वि, ववहारो सव्वहा ण णिघडइ । 
तस्स  भ्रुवर्णक्कगुरणोी, णमो अणेगंतवायस्स ।। 
--सन्मतितर्क ३।७० 
जिसके बिना विश्व का कोई भी व्यवहार सम्यग्‌-रूप से घटित 
नहीं होता है, अतएव जो त्रिभुवन, का एक मात्र गुरु (सत्यार्थ का 
उपदेशक ) है, उस अनेकान्तवाद को मेरा नमस्कार है । 
३६. णत्थि विणा परिणाम, अत्यो अत्थं विणेह परिणामों । 
--प्रवचनसार । ११० 
कोई भी पदार्थ बिना परिणमन के नहीं रहता ॥ और परिणमन 
भी बिना पदार्थ के नहीं होता । 
३०. सब्बे वि होंति सुद्धा, नत्यि असुद्धो नयो उ सट्ठाणे । 
--व्यवहारभाष्य पीठिका ४७ 
सभी नय (विचार-हृष्टियां) अपने अपने स्थान (विचारकेन्द्र) पर 
शुद्ध है। कोई भी नय अपने स्थान पर अशुद्ध (अनुपयुक्त) 


नहीं है । हम 





न 


जैनदर्शन को विभिन्न एकांतवादी मिथ्याहृष्टियों का 'सम्यग एकी- 
भाव” माता गया है, अर्थात्‌ काल, द्रव्य क्षेत्र आदि का अलग 
अलग आग्रह मिध्याहष्टि है, और पांचों का समवाय, सम्मिलित 
चितन सम्यक्हष्टि है इसलिए--“मिच्छत्तमयं समूह सम्मरां 
(विशेषा० ६५४) भिथ्याहष्टियों का समृह सम्यक्दृष्टि है-- 
कहा है। -- 


४ साथंक परिभाषाएँ 


१. जहा पोम॑ जले जाय॑ नोवलिप्पइ वारिणा। 
एवं अलित्त कार्मेहि, त॑ं वयं बम माहणं॥। 
“--उत्तराध्ययन २५॥२७ 
ब्राह्मण वही है--जो संसार में रहकर भी काम भोगों से निलिप्त 
रहता है, जैसे कि कमल जल में रहकर भी उससे लिप्त नहीं 


होता । 


२. नवि मुडएण समणो, नओंकारेण बंभणो । 
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥ 
--उत्तराध्ययन २५१३० 
सिर मुड़ा लेने से कोई श्रमण नहीं होता, ओंकार का जप करने 
से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जंगल मे रहने से कोई मुनि नहीं 
होता ओर कुशचीवर---वल्कल ध्रारण करने से कोई तापस नहीं 


होता । 


३. समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो । 
नाणेण य मुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥ 
-उत्तराधष्ययन २४॥३२ 
समता से श्रमण, ब्रह्मचये से ब्राह्मण, शान से मुनि और तपस्या 
से तापस कहलाता है । 
२१३ 


२२४ , जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


४. कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 


वईसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवद कम्छुणा ॥ 
--उलसराध्ययत्त २५।३२३ 


कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय । कर्म से ही वैश्य 
होता है और कम से ही शूद्र । 
६ पन्नार्णाह परियाणह लोयं मुणी त्ति बच्चे । 
ह “--आचारांग १।३।१ 
जो अपने प्रज्ञान (बुद्धि-ज्ञान) से संसार के स्वरूप को जानता है, 
वह मुनि कहलाता है । 


२५ गुच्छक 


१. चत्ताराे. सुता-- 
अतिजाते, अणजाते, 
अवजाते, कुलिगाले । 
-स्थानांग ४१ 
कुछ पुत्र गुणों की दृष्टि से अपने पिता से बढ़कर होते हैं। कुछ . 
पिता के समान होते हैं और कुछ पिता से हीन । कुछ पुत्र कुल 
का सर्वनाश करने वाले कुलांगार होते हैं । 


२. आवायभद्ए णाम॑ं, एगे णो संवासभहए । 
संवासभहृए णामं, एगे णो आवायभदहए। 
एगे आवायभदूदए वि, संवासभददए वि । 
एगे णो आवायभद्दए, णो संवासभदृदए । 

-स्थानांग ४१ 
कुछ व्यक्तियों की मुलाकात अच्छी होती है, किन्तु सहवास अच्छा' 
नहीं होता । 
कुछ का सहवास अच्छा रहता है, मुलाकात नहीं । 
कुछ एक की मुलाकात भी अच्छी होती है ओर सहवास भी । 
कुछ एक का न सहवास ही अच्छा होता हैं और न मुलाकात ही ६ 

२२५ 


२२६ 


3. 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 


अप्पणो णाम॑ एगे वज्जं पासइ, णो परस्स । 

परस्स णाम॑ एगे वज्जं पासइ, णो अप्यणों । 

एगे अप्पणो वज्जं पासइ, परस्स वि। 

एगे णो अप्पणो वज्जं पासइ, णो परस्स । 
-“स्थानांग ४।१ 

कुछ व्यक्ति अपना दोष देखते हैं, दूसरों का नहीं । 

कुछ दूसरों का दोष देखते हैं, अपना नहीं । 

कुछ अपना दोष भी देखते हैं, दूसरों का भी । 

कुछ न अपना दोष देखते हैं, न दूसरों का । 


चत्तारि पृष्फा-- 
रूवसंपन्ने णाम॑ एगे णो गंधसंपन्ने । 
गंधसंपन्ने णाम॑ एगे नो रूवसंपन्ने । 
एगे रूवसंपन्ने वि गंधसंपन्ने वि। 
एगे णो खूवसंपन्ने णो गधसंपन्ने । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया | 
“स्थानांग ४।३ 

फूल चार तरह के होते हैं--- 

सुन्दर, किन्तु गंधहीन । 

गंधयुक्त, किन्तु सौन्दयहीन । 

सुन्दर भी, सुगन्धित भी । 

न सुन्दर, न गंधयुक्त । 

फूल के समान ममुष्य भी चार तरह के होते है । 


[भौतिक सम्पत्ति सौन्दर्य है, तो आध्यात्मिक सम्पत्ति सुगंध है| 


अट्ठकरे णामं एगे णो माणकरे। 
माणकरे णाम॑ एगे णो अट्ठकरे । 


२२७ 


एगे अट्ठकरे वि माणकरे वि। 
एगे णो अट्ठकरे, णो माणकरे। 
“-सथायांग ४१३ 


कुछ व्यक्ति सेवा आदि महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं, किन्तु उसका 
अभिमान नही करते । 

कुछ अभिमान करते है, किन्तु कार्य नहीं करते । 

कुछ कार्य भी करते है, अभिमान भी करते है। 

कुछ न काय करते है, न अभिमान ही करते हैं । 


अप्पणो णाम॑ एगे पत्तियं करेइ, णो परस्स । 
परस्स णाम॑ एगे पत्तियं करेइ, णो अप्पणो । 
एगे अप्पणो पत्तियं करेइ, परस्सवि। 
एगे णो अप्पणो पत्तियं करेइ, णो परस्स । 
--स्थानांग ४।३ 


कुछ मनुष्य ऐसे होते है, जो सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं, दूसरों 
का नहीं । 


कुछ उदार व्यक्ति अपना भला चाहे बिना भी दूसरों का भला 
करते है। 


कुछ अपना भला भी करते हैं और दूसरों का भी । 
और कुछ न अपना भला करते हैं, न दूसरों का । 


गज्जित्ता णाम॑ं एगे णो वासित्ता । 
वासित्ता णाम॑ एगे णो गज्जित्ता । 
एगे गज्जित्ता वि वासित्ता वि। 
एगे णो गज्जित्ता, णो वासित्ता । 
--श्थानांग ४)३ 


जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


मेघ की तरह दानी भी चार प्रकार के होते हैं--- 
कुछ बोलते हैं, देते नहीं । 

कुछ देते है, किन्तु कभी बोलते नही । 

कुछ बोलते भी हैं और देते भी है । 

और कुछ न बोलते है, न देते है । 


देवे णाममेगे देवीए सर्द्धि संवासं गच्छति। 
देवे गममेगे रक्खसीए सर्द्धि संवास गच्छति । 
रकक्‍्खसे णाममेगे देवीए सर्द्धि संवासं गच्छति । 
रबखसे णाममेगे रक्खसी एस संवास गच्छति। 
“--स्थानांग ४।४ 
चार प्रकार के सहवास है-- 
देव का देवी के साथ--शिष्ट भद्र पुरुष, सुशीला भद्र नारी । 
देव का राक्षसी के साथ--शिष्ट पुरुष, ककंशा नारी । 
राक्षस का देवी के साथ--दुष्ट पुरुष, सुशीला नारी । 
राक्षस का राक्षसी के साथ--दृष्ट पुरुष, ककंशा नारी । 
चत्तारि कु भे-- 
मधुकु भे नाम॑ एगे मघुपिहाणे। 
मधुकुभे नाम॑ एगे विसपिहाणे। 
विसकु मे नाम॑ एगे मधु पिहाणे। 
विसकु मे नाम एगे बिसपिहाणे। 


-- स्थानांग४।४ 


चार प्रकार के घडे होते है-- 


मधु का घड़ा, मधु का ढक्‍्कन । 
मधु का घडा विष का ढक्‍कन । 
विष का घड़ा, मधु का ढक्कन । 
विष का घड़ा, विष का ढकक्‍कन । 


[मानव पक्ष में हृदय घट है और वचन ढकक्‍कन | 


गुज्छक २२६९ 


(क) हिययमपावमकलुसं, जीहा वि य मध रभासिणी णिच्च। 
ज॑मि पुरिसम्मि विज्जति, से मधुकु'मे मधुपिहाणे॥ 
जिसका अन्तर हृदय निष्पाप और निर्मल है, साथ ही वाणी भी 
मधुर है, वह मनुष्य मधु के घड़े पर मधु के ढकक्‍कन के समान है। 


ख) हिययमपावमकलुसं, जीहा४वि य कडुयभासिणी णिच्च 
ज॑मि पुरिसम्मि विज्जति, से मधुकु मे विसपिहाणे॥ 
जिसका हृदय तो निष्पाप और निर्मल है, किन्तु वाणी से कु एवं 
कठोर भाषी है, वह मनुष्य मधु के घड़े पर विष के ढक्‍कन के 
समान है । 


ग) जं हिययं कलुसमय, जीहां वि य मधुरभासिणी णिच्च। 
जंमि पुरिसम्मि विज्जति, से विषकुभे महुपिहाण ॥ 
जिसका हृदय कलुषित और दम्भ युक्त है, किन्तु वाणी से मीठा 
बोलता है। वह मनुष्य विष के घड़े पर मधु के ढककक के समान 


है । 


ज॑ हिययं कलुसमयं, जीहा.वि य कडयभासिणी णिच्च॑ | 
जंमि पुरसंमि विज्जति, से विसकुमे विसपिहाणे ॥ 

“--स्थानांग ४४ 
जिसका हृदय भी कलुषित है और वाणी से भी सदा कदु बोलता 
है, वह पुरुष विष के घड़े पर विष के ढक्‍कन के समान है। 


९. समुद्द तरामीतेगे सम्ुद्दं तरइ । 
समुद्दं तरामीतेगे गोप्पयं तरइ। 
गोप्पयं तरामीतेगे सम्ुद्दं तरइ । 
गोप्पयं तरामीतैगे गोप्पयं तरइ । 
- स्थानागल। ४ 


२३०७ जेनघर्म की हजार शिक्षाएँ 


कुछ व्यक्ति समुद्र तैरने जैसा महान्‌ संकल्प करतें हैं और समुद्र 
तैरने जैसा ही महान्‌ कार्य भी करते हैं । 


कुछ व्यक्ति समुद्र तैरने जैसा महान्‌ संकल्प करते हैं, किन्तु गोष्पद 
(गाय के खर जितना पानी) तैरने जैसा क्षद्र कायें ही कर पाते हैं । 
कुछ गोष्पद जैसा क्षद्र संकल्प करके समुद्र तैरने जैसा महान्‌ कारयें 
कर जाते हैं । 


कुछ गोष्पद तैरने जैसा क्षुद्र संकल्प करके गोष्पद तैरने जैसा ही 
क्षुद्र काये कर पाते हैं । 


१०. चत्तारि परिसजाया-- 
रूवेणाम॑ एगे जहद णो धम्मं। 
धम्मेणामं एगे जहइ णो खूवं। 
एगे रूवे वि जहद॒धम्मं॑ वि। 
एगे णो रूव॑ जहद णो धम्मं। 
-- व्यवहारसूत्र १० 
चार तरह के पुरुष हैं-- 
कुछ व्यक्ति वेष छोड देते हैं, किन्तु धर्म नहीं छोडते । 
कछ धर्म छोड देते हैं किन्त वेष नहीं छोडते । 
कुछ वेष भी छोड देते हैं और धर्म भी । 
और कुछ ऐसे भी होते हैं जो न वेष छोडते हैं न धर्म । 


११. सत्तहिं ठार्णेहि ओगाढं ससम॑ जाणेज्जा-- 
अकाले न वरसड, काले वरसइ, 
असाध ण पज्जंति साध पूज्ज॑ति, 
ग़रुहि जणों सम्म॑ पडिवन्नों 
मणो सुहत्ता, वइ सुहत्ता। 
- स्थानांग ७ 


२३१ 


इन सात बातों से समय की श्र ष्ठता (सुकाल) प्रकट होती है-- 
असमय पर न बरसना, समय पर बरसना, 
असाधुजनों का महत्व न बढना, साधुजनों का महत्व बढ़ना, 
माता-पिता आदि गुरुजनों के प्रति सद्‌ व्यवहार होना । 
मन की शुभता और वचन की शुभता । 
१२. नर्वाह ठार्णेहि रोगप्पत्ती सिया-- 
अच्चासणाए 
अहियासणाए 
अइनिद्दाए 
अइजागरिएण 
उच्चारनिरोहेणं 
पासवणनिरोहेणं 
अद्धाणगमणेणं 
भोयणपडिकूलयाए 
इंदियत्थ-विकोवणयाए 


रोग होने के नौ कारण हैं-- 
अतिभोजन 
अहित भोजन 
अतिनिद्रा 
अतिजागरण 
मल के वेग को रोकना 
मूत्र के वेग को रोकना 
अधिक भ्रमण करना 
प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना 
अति विषय सेवन करना । 


- स्थातांग ९ 


परिशिष्ट 


न्भ्ज्श्रएशस्‍शस७शस्‍एकस्‍एकस्‍एकस्‍एकस्‍एसस्‍एकस्‍एकस्‍एशस्‍एशस्‍ए७सएकसए१ए१स्‍एशस्‍ एस 


ः््् 


4 


री 


५८ 


ग्रंथ व ग्रंथकार परिचय 


(प्रस्तुत पुस्तक में जिन ग्रन्थों से शिक्षाएं 
संकलित की गई हैं उन ग्रंथों व प्रंथकारों का 
संक्षिप्त परिचय । 


अन्ययोगव्यवच्छेदद्वा त्रिशिका 

(आचाय॑े हेमचन्द्र सूरि वि० १२वीं शती ) 
अनुयोगद्वार सूत्र 

(आगमों में चार मल आगम में अन्तिम आगम) 
अमभितगति-क्रावकाचार 

(आचाये॑ अमितगति) 
अभिधानचिन्तामणि कोश 

(आचार्य हेमचन्द्र सूरि १२वीं शती ) 
आचारांग सूत्र 

(आगमों में प्रथम अंग आगम) 
आचारांग चरणि 

(आचाये जिनदास महत्तर वि० ७वीं शती) 
आचारांग नियुक्ति 

(आचाय॑ भद्रबाहु (द्वितीय) वि० ५-६ठी शती) 
आत्मानुशासन 

(आचार्य गुणभद्र, जिनसेन के शिष्य वि० ६-१०वीं शती) 

२३५ 


२३६ . जैनधर्म की हजार शिक्षाएं 


६ आतुरप्रत्याल्यान 
(स्थविर आचारयेकृत, ४५ आगमों की क्रम सूची में ३६ वां 
आगम ) 
४० आदिपुराण 
(आचाये जिनसेन, वि० €, बी शती) 
११ आराधनसार 
(दिगम्बर परम्परा का मुख्य ग्र थ) 
१२ आवश्यकनियु क्ति 
(आचाय॑ भद्रबाहु (द्वितीय) वि० ५-६ठी शती) 
१३ आवश्यकसलयगिरि 


(आवश्यक सूत्र पर आचार्य मलयगिरि कृत विवेचन) 
१४ आवश्यकसृत्र 
(३२ आगमों में अन्तिम आगम) 
१५ ओघनिय क्ति ! 
(आचार्य भद्वबाहु, द्वितीय ) 
१६ ओऔपपातिकसत्र 
(आगमों में प्रथम उपांग आगम) 
१७ उत्तराध्ययनस्‌त्र 
(चार मूल आगमों में द्वितीय आगम ) 
१८ उत्तराध्ययनर्चाणि 
(आचाये जिब्रदास महत्तर) 
१६ उत्तराध्ययनटोका 
(आचाये कमलसंयमी की प्रसिद्ध टीका) 
२० उपदेशप्रासाद 
(प्राचीन कथा ग्र थ--आचाये विजयलक्ष्मी सूरि कृत, 
रचनाकाल वि० सं० १८४२३) 


शथ व श्र थकार . . ९३७ 


२१ उपदेशमाला 
(क्षमाश्रमण धर्मदास गणी बि० ५वीं शती ) 
दर कीतिकेयानुप्र क्षा 
(दिगम्बर आचार स्वामीकीतिकेय वि० १२ वीं शती) 
२३ क्रमारपालप्रवन्ध 
(आचार्य हेमचन्द्रसूरि १२वीं शती) 
२४ गच्छाचारपइण्णा 
(प्रकीणंक आगम ८४ आगमों की क्रमसूची में ५४ वां 
आगम ) 
२५ श्न्दचरित्र 
(प्राचीन संस्कृत काव्य ) 
२६ जनसिद्धान्तरीपिका 
(आचार्य तुलसी, वर्तमानशती, जैन श्वेताम्बर तेरापंथ) 
/२७ तत्त्वायंसृत्र 
(आचार्य उमास्वाति वि० हे शती) 
२८ तन्वुलवचारिक 
(४५ आगमों की क्रमसूची में ३८वां आगम) 
२६९ तपोष्टक 
(उपाध्याय यशोविजयजी वि-१८ वीं शती) 
३० दशवेकालिकसत्र 
(आचार्य शय्यंभव संकलित चार मूल आगमों में--प्रथम 
आगम ) 
३१ दशबंकालिक नियुक्ति 
(आचार भद्रबाहु) 
३२ वशाअ्र तस्कध ह 
(आगमों में चार छेद में अन्तिम छेद सूत्र) 


हेडेक जैनधर्म की हआर पमिक्षाएं: 


३ दर्शनपाहुड कु 
(अचार कुन्दकुन्द बि० २ शत्ती 
३४ दर्शनशुद्धितत्व 
(श्वेताम्बर आम्ताय का ग्र थ) 
५१४ व्रग्यसंग्रह 
(आचायें नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती वि० १०वीं शती ) 
३६ धमरत्नप्रकरण 
(श्वेताम्बर परम्परा का प्रसिद्ध ग्रथ) 
३७ धर्मंबिन्दु 
(आचार्य हरिभद्रसूरि ८वीं शती) 
३८ धर्मेसंग्रह 
३६ नन्‍्दोसृत्र 
(चार मूल आममों में अंतिम मूल आगम, आचारये देवद्धिगणी 
संकलित ) 
० नियससार 
(आचाये कुन्दकुन्द) 
४१ निशीर्थर्चाण 
(आचार्य जिनदास महत्तर) 
४२ निशीयभाष्य ु 
(जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण वि० ७वीं शती) 
५४३ नोतिवाक्यामृत 
(आचाये सोमदेवसूरि वि० ११वीं शती ) 
४४ प्रणिपातदणष्डक (घड़ायश्यक टीका) 
५/४५ प्रवबचनसार ' 
(आचार्य कुन्दकुन्द) 
५ ४६ प्रबलन सारोडार 
(प्राचीन संग्रह ग्रथ) 


ग्रव बज प्र कार परिष्षम रिडेह 


४७ प्रश्नव्याकरणसच्र 
(आगमों में १०वां अंग आगम) 
£“४८ प्रशमरति प्रकरण 
(आचार्य उमास्वाति) 
४६ प्रज्ञापनासश्र 
(आममों में चौथा उपांग आगम) 
५० अहत्कल्पभाष्य 
ेल्‍ (जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण) 
हे बोधपाहुड 
(आचार कुन्दकुन्द) 
५२ भकतपरिज्ञा 
(४५ आगमों में ३७वां आगम ) 
५५३ भगवती आराधना 
(दिगम्बर आम्नाय का प्रमुख ग्रथ) 
५४ भगवती सूत्र 
(आगमों में ५वां अंग आगम) 
४५५ भगवती टोका 
(भगवती सूत्र पर अभयदेव सूरि-(नवांगी टीकाकार) की टीका 
वि० १२वीं शती) 
५६ भावपाहुड 
(आचार्य कुन्दकुन्द) 
५७ मरणसमाधिप्रकोर्ण क 
(८४ आगमों की क्रम सूची में ५५वां आगम) 
५८ समनोनुशासनम 
(आचाये तुलसी रचित, वर्तमान शती) 


ड४७ जैनधर्म की हजार शिक्षाएँ 
, ४५६ 
(श्रीमद्वट्केर (दिगम्बर) वि० ५वीं शती--- 
४६० मोक्षपाहुड 
हा (आचार्य कुन्दकुन्द) 
६१ यशस्तिलकचस्पू 
(आचार्य सोमदेव सूरि, ११वीं शती) '* 
६२ योगशास्त्र 
(आचार्य हेमचन्द्र सूरि वि० १२वीं शती) 
४३ योगसार 
(योगीन्द्र देव, दिगम्बर आचाये, अपभ्रश भाषा में दोहा 
छंद में विशेष रचनाएं की हैं) 
६४ राजप्रश्नोयसत्र 
(आगमों में दूसरा उपांग आगम) 
६५ ऋषिभाधितानि 
(८४ आगमों की क्रम-सूची में ५२वां आगम, प्रकीर्णक) 
६६ व्यवहारसत्र 
(चार छेद सूत्रों में दूसरा छेद सूत्र) 
६७ व्यवहारभाष्य 
(जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण ) 
रद वसुनन्दिश्रावकाचार 
(दिगम्बर आस्नाय का प्रमुख ग्र थ) 
६€ विशेषावश्यक भाष्य 
(जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण) 
७० बोतरागस्तोत्र 
(आचार्य हेमचन्द्रसूरि) 
७१ शास्तसुधारस भावना 
(आचाये विनयविजयजी वि० १७वीं शती) 


शथ व अ्रथकार परिचय शेड 


७२ आद्धविधि 
(श्वेताम्बर आम्नाय का श्रावकाचार विषयक प्रथ) 


७३ आवकधर्ंप्रश्॒प्ति 
दे (श्रावकाचार विषयक श्वेताम्बर ग्र थ) 
४ शीलपाहुड 
(आचायें कुन्दकुन्द) 
३५ शुभचन्व्राचाय 
(ज्ञानाणेंव आदि के रचयिता, दिग्रम्बर जैन आस्ताय के 
प्रौढ़तम विद्वाद्‌ वि० १२वीं शती) 
७६ स्थानांग सत्र 
(आगमो में तोसरा अंग आगम) 
७ सनन्‍्मतितक प्रकरण 
(आचार्य सिद्धसेत दिवाकर वि० ४-५वीं शती) 
७८ समयसार 
(आचार्य कुन्दकुन्द का प्रमुख ग्र थ) 
७९ संबोधि 
(मुनि श्री नथमलजी, वर्तमान शती ) 
८० संबोधसत्तरि 
(प्राचीन श्वेताम्बरग थ ) 
८६१ समाधिशतक 
(स्वामी पृज्यपाद, दिगम्बर) 
८२ सिन्दूरप्रकरण 
घरे सन्नकृतांग 
(आगमो में दूसरा अंग आगम) 
८ंडट स॒न्न छृतांगर्चाण 
(आचार्य जिनदास महत्तर) 


रा 


१६ 


